रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


. 


F 


- 


- 


- 


. . 


FT... 


. 


+ 


4 


. 


. 


. 


EEL-: 


5 . 


" 


- . : . 


- 


.. 


. 


३ 


I 


सामंत्रजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


www 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 135 ] 
No . 135 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 1 , 2016 / फाल्गुन 11 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY ,MARCH 1, 2016 / PHALGUNA 11 , 1937 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 

सं . 11/ 2016- सीमाशुल्क 
सा . का . नि .205 ( अ). केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 25 की उप -धारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) द्वारा जारी अधिसूचना सं0 25/ 2011- सीमाशुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 2011, जो सा . का . नि . 151 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी , को 
उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो 
जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के अध्याय 
85 के अधीन अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मीडिया कहा गया है), जिस पर 
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 ( 2010 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
उपबंधों के अधीन उक्त मीडिया के पैकेज पर उसका खुदरा विक्रय मूल्य घोषित करना अपेक्षित नहीं है, को उस पर उक्त सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करती है, जिसका अवधारण 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 2) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए 
नियमों के अधीन किया गया है और जो उक्त मीडिया पर अभिलिखित किए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के भाग पर संदेय 
शुल्क के समतुल्य है और जो वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से 
उदग्रहणीय है : 

परन्तु आयातकर्ता उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उक्त मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के 
संबंध में , यथास्थिति, प्रधान आयुक्त , सीमाशुल्क या आयुक्त , सीमाशुल्क की घोषणा करेगा, जो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ङ के 
साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है : 

____ परंतु आयातकर्ता, यथास्थिति , मुख्य आयुक्त , सीमाशुल्क या आयुक्त , सीमाशुल्क को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66ड़ के 
साथ पठित धारा 66ख के अधीन उक्त मीडिया पर अभिलिखित ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य की बाबत जो सेवाकर से 
उदग्रहणीय है, की उपाबंध -1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा करेगा ; 


1032GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (i)] 


परंतु यह और कि सेवाकर का संदाय करने का दायी व्यक्ति , सेवाकर नियम , 1994 के नियम 4 के साथ पठित उक्त वित्त 
अधिनियम की धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उपाबंध- 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस पर उद्गृहणीय सेवाकर देने का वचनबंध 
करता है । 

उपाबंध- 1 
आयातकर्ता का नाम : 

आयातकर्ता का पता : 
3. प्रवेश पत्र सं0 ( आयातित माल का ) : 

सेवाकर संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति का सेवाकर का रजिस्ट्रीकरण : 


सेवा में , 


(i) 


सीमाशुल्क आयुक्त /प्रधान आयुक्त ( अधिकारिता रखने वाला), (पूर्ण पता ) 
सेवा कर आयुक्त/ प्रधान आयुक्त ( अधिकारिता रखने वाला कार्यपालक और लेखापरीक्षा संबंधी अधिकारिता रखने 
वाला), (पूर्ण पता) [ऊपर (i) के माध्यम से ] 


महोदय , 


मैं घोषित करता हूं कि , 


1 . मैंने प्रवेश पत्र सं0 ..... तारीख.................. के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की पहली 
अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया का आयात किया है । मैंने अधिसूचना सं0 
11/ 2016 -सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2016 का फायदा लिया है और उक्त अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त मूल्य , जो वित्त 
अधिनियम , 1994 की धारा 66ड़ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवाकर की बाबत उदग्रहणीय है , ........ रु0 है । 


2. मैंने सेवाकर ( संलग्न जीएआर - 7 चालान) का संदाय किया है या सेवा के ऐसे मूल्य पर सेवाकर अदा करने का वचन देता हूं 
जिसके लिए मैं सेवाकर रजिस्ट्रीकरण सं0 .................. के अधीन ( अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या सेवाकर आयुक्त के 
ब्यौरे).......... रजिस्ट्रीकृत हूं । 
आयातकर्ता/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर 


[ फा .सं . 334/8/ 2016-टीआरयू 


अनुराग सहगल, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 


New Delhi , the 1st March, 2016 


No. 11/ 2016 - Customs 


G .S . R .205 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) No. 25 / 2011 -Customs, dated the 1st March , 2011 , published in the Gazette of India, Extraordinary vide 
number G .S .R . 151( E ) dated the 1st March , 2011, except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
exempts media with recorded Information Technology Software (hereinafter referred to as the said media ), under 
Chapter 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ), on which it is not required , under the 
provisions of the Legal Metrology Act , 2009 ( 1 of 2010) or the rules madethereunder or under any other law for the 
time being in force , to declare on the package of the said media thereof, the retail sale price , from so much of the 
additional duty leviable thereon under sub -section (1 ) of section 3 of the said Customs Tariff Act and determined under 
section 14 of the said Customs Act, or the rules made thereunder, read with sub -section (2 ) of section 3 of the said 
Customs Tariff Act, as is equivalent to the duty payable on the portion of the value of such Information Technology 
Software recorded on the said media, which is leviable to service tax under section 66B read with section 66E of the 
Finance Act , 1994 ( 32 of 1994 ): 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Provided that the importer shall make a declaration in the format specified in Annexure -I, regarding value of 
such Information Technology Software recorded on the said media , which is leviable to service tax under section 66B 
read with section 66E of the said Finance Act, to the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of 
Customs, as the case may be : 

Provided further that the person liable to pay service tax is registered under section 69 of the said Finance Act, 
read with rule 4 of the Service Tax Rules, 1994 and undertakes to pay service tax leviable thereon in the format 
specified in Annexure - I. 


Annexure- I 


Name of the importer : 
Address of the importer: 
Bill of Entry No. ( ofimport of goods ): 
Service tax registration of the person liable to pay service tax : 


(i) Commissioner/Principal Commisisoner Customs (Jurisdictional), (complete address) 
( ii ) Commissioner/Principal Commisisoner Service Tax (Jurisdictional Executive and Jurisdictional Audit ), 

( complete address ) [through(i) above ] 


Sir , 


I hereby declare that, 
1. I have imported media with recorded Information Technology Software, under Chapter 85 of the First 

Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 , (51 of 1975 ), under Bill of Entry No. ____ dated _ 
have availed the benefit of notification no . 11/ 2016 - Customs dated 1st March , 2016 and the exempted value 
under the said notification , which is leviable to service tax under section 66B read with section 66E of the 
Finance Act, 1994 , is Rs. 
I have paid (GAR -7 Challan enclosed ) or undertake to pay service tax on such value of services, for which I 
am registered with 

_ (details of Jurisdictional Principal Commissioner or 
Commissioner of Service Tax ) under service tax registration no . 


Name and signature of importer /authorised signatory 


[ F. No . 334/ 8/ 2016-TRU ] 
ANURAG SEHGAL , Under Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 12/2016-सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 206 ( अ).-- केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप -धारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/ 2012-सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 
3, उपखंड (i) में , सा . का . नि . 185 ( अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में ,-- 


( अ) सारणी में ,-- 
(i) क्रम सं . 22 के सामने , स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर , “5 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


(ii ) क्रम सं . 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


___ (4) 


(5) 


(6) 


" 96क . 


2207 2000 


2. 5 % 


विकृतिकृत एथिल एल्कोहल ( एथनोल ) उत्पाद 
शुल्क्य मालों के विनिर्माण के उपोयग के लिए 


( iii ) 


क्रम सं . 109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् : 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 
2.5 % 


(5) 
- 


(6) 
-"; 


" 109क . 


सिलिका बालू 


2505 10 11 , 
2505 10 12 , 
2505 10 19 


( iv) क्रम सं . 121क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् : 


( 1) 


( 2 ) 


__ (3 ) 


(4 ) 


( 5) 


( 6) 


“121ख. 


2701 11 00 , 


सभी माल 


2. 5 % 


2 % 


2701 1200 , 


2701 19 


121ग . 


सभी माल 


2701 20 , 
2702, 2703 


2. 5 % 


121घ. 


| सभी माल 


2704, 2705, 
2706 


5 % 


1213 


2707 


सभी माल 


2 . 5 % 


121च 


2708 


सभी माल 


5 % 


(v) 


( vi ) 


क्रम सं. 122 , 122क, 123, 124, 124क, 125 , 126, 126क, 126ख और 126ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 
लोप किया जाएगा ; 
क्रम सं . 151 में , स्तंभ (6 ) में , प्रविष्टि "5 " अंत :स्थापित की जाएगी ; 
क्रम सं . 152 में , स्तंभ ( 6) में , प्रविष्टि "5 " अंत :स्थापित की जाएगी ; 
क्रम सं . 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :- - 


( vii) 


( viii) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6) 


“ 163क . 


2844 


( 3 ) 

( 4 ) 
मालीविडियम - 99 ( मो . 99 ) चिकित्सीय उपयोग कुछ नहीं 
विखंडन, यदि वह भेषजीय रेडियो के विनिर्माण में 
उपयोग के लिए रेडियशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलाजी 
बोर्ड द्वारा आयातित 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ix ) क्रम सं . 172 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत :स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् :-- 


( 1 ) 


( 3 ) 


(6) 


( 4) 
2. 5 % 


(5) 
- 


“172क. 


सभी माल 


( 2 ) 
__ 2901, 2902 
( 2902 43 00 , 
2902 50 00 के 

सिवाय ) 


( xi ) 


क्रम सं . 173 में , स्तंभ ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “2903 ( 2903 10 10, 2903 12 00, 2903 13 00 , 2903 22 
00 के सिवाय) या 2904 " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
क्रम सं . 173क, 173ख , 173ग , 173घ , 173ङ और 176 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
क्रम सं . 230क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 


( xii) 


(5) 


(6) 


( 1) 
" 230ख. 


( 2 ) 
382490 32 , 
8505 1190 


( 4) 
2 . 5 % 


5 "; 


( 3 ) 
ब्रशलेस प्रत्यक्ष धारा ( बीएलडीसी ) मोटरों के 
विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल , 
अर्थात् : 
(i) चुंबकीय रेजिन ( चुंबकीयकरण से पहले 
___ स्ट्रान्टियम फेरेट कंपाउड / बनने से पूर्व ) 
(ii) नियोडायमियम चुंबक ( चुंबकीयकरण से पहले ) 


(xiii ) 


क्रम सं . 238 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4) 


(5) 


(6 ) 


" 238क . 


3902 


संधारित्र श्रेणी की प्लास्टिक फिल्म के विनिर्माण के । 
लिए संधारित्र श्रेणी के पालीप्रापलिन दाने या रेजिन 


कुछ नहीं 


( xiv ) 


क्रम सं . 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 


(1) 


| 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


" 2423906 90 90 


निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए 
आयातीत सुपर अवशोषक पालीमर ( सु . अ. पा .), 
अर्थात् : 


5 % 


6 % 


(i) वयस्क डाइपर्स; 


( ii ) वयस्क डाइपर्स से भिन्न , अध्याय शीर्ष 9619 के 
अंतर्गत आने वाले सभी माल 


5 % 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( xv) क्रम सं. 254 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत :स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् :-- 
( 1 ) ( 2 ) ___ ( 3 ) 

( 4) (5) (6) 
" 254क | 4016 95 90 , | प्राकृतिक रबड़ से बने गुब्बारे से भिन्न , सभी माल 

10 % 
4016 99 90, 
9503 00 90 , 
9505 10 00, 
9505 90 90 


( xvi) 


क्रम सं . 259 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 


( 4) 
कुछ नहीं । 


(5) 
- 


( 6 ) 
5": 


( 1) (2 ) 

( 3 ) 

| 
" 259क | 4401 21 00. | निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए 
4401 22 00 

आयातीत चिप या लकड़ी के चिप और कण , अर्थात्: 

i. कागज और पेपरबोर्ड ; 
ii . अखबारी कागज । 


( xvii ) 


क्रम सं . 260 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 


( 2) 


( 4) 


(5) 


(6) 


(1) | 
" 26047 


( 3 ) 
लकड़ी की लुगदी या रेशेदार सेलुलोसी सामग्री से 
भिन्न (रेयान ग्रेड लकड़ी लुगदी को छोड़कर ) जब 
उनका निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए उपयोग 
होता है, अर्थात् 
(i) अखबारी कागज ; 
(ii ) कागज और पेपरबोर्ड ; 
( iii ) वयस्क डाइपर; 
( iv ) वयस्क डाइपर्स से भिन्न , अध्याय शीर्ष 9619 के 
अंतर्गत आने वाले सभी माल । 


कुछ नहीं 


5 और 25 


कुछ नहीं 


कुछ नहीं 
2.5 % 


(xviii) 
( xix ) 


क्रम सं . 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
क्रम सं . 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् : -- 


( 2) 


( 3 ) 


(5) 


(6 ) 


___ (4) 
कुछ नहीं 


28क "; 


" 284क . | 50 , 52. 54. 55 | कपास और प्रत्यास्थल व्यूतित मुद्रित फेब्रिक 
या कोई अन्य 

| कपास और धात्विक सूत रंगे हुए व्यतित ब्लेंडेड फेब्रिक 
अध्याय 

कपास और स्पेनडेक्स तथा धात्विक ब्लेंडेड फेब्रिक 


कपास और प्रत्यास्थल मुद्रित फेब्रिक 


कपास और सिल्क अस्तर फेब्रिक 


[ भाग || - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


100 % लिनन चेम्ब्री व्यूतित/ रंगे हुए फेब्रिक 


100 % रंगे हुए रेशे / व्यूतित छपे हुए यार्न रंगे हुए 
फेब्रिक 


नायलान और स्पेनडेक्स अस्तर फेब्रिक 


100 % रंगे हुए पालिस्टर मखमल फेब्रिक 


कपास / नायलान / कढाई क्रोशिया फीता अस्तर फेब्रिक 


(xx) क्रम सं . 290 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् : -- 


(1 ) 


( 2) 


| 


(4) 


(5) 


(6 ) 


" 290क . 


2. 5 % 


5402 1990 
5402 5200 
5503 1100 
5503 1100 
5503 1900 
5503 1900 
5503 3000 
5504 1000 


नायलान 66 फिलामेंट 
पालिस्टर सूत -स्थिर रोधीफिलामेंट 
आरामाइड ज्वालारोधी फाइबर 
अर्ध- आरामाइड फाइबर 

नायलान स्टेपल फाइबर 
नायलान स्टेपल फाइबर स्टेटिक रोधी फाइबर 

मोडाक्रायलिक फाइबर 
ज्वालारोधी विस्कोस रेयान फाइबर 


(xxi) 


क्रम सं. 305 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् : -- 


(5) 


(6) 


(1 ) 
" 305क. 


(2) 
70 


___ ( 4) 

5 % 


5 ": 


( 3 ) 
सौर पायित कांच या सौर पायित (परावर्तनरोधी 
लेपित ) सौलर सेल्स / पैनल / माडूल्स के विनिर्माण में 
उपयोग के लिए कांच 


( xxii ) क्रम सं . 306 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
( xxiii) क्रम सं . 318, स्तंभ ( 5) में की प्रविष्टि, "8. 75 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( xxiv ) क्रम सं. 320 , स्तंभ (5) में की प्रविष्टि , “7.75 % ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( xxv ) 


क्रम सं . 335ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 


(1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


" 335ग 


7404 0022 


| ताम्र स्क्रैप 


2. 5 % 


( xxvi) 


क्रम सं . 339 और क्रम सं . 356 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( xxvii ) 


क्रम सं . 357 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 


___ (1 ) 


( 2 ) 
84 या कोई अन्य 


( 4 ) 
कुछ नहीं । कुछ 


(6 ) 
40क "; 


357क . 


नहीं 


अध्याय 


साल . 


( 3 ) 
निम्नलिखित के संबंध में अपेक्षित सूची 34 में 
विनिर्दिष्ट माल : 
( क ) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा 
तेल और प्राकृतिक गैस निगम या आयल इंडिया 
लिमिटेड को नामनिर्देशन के आधार पर अनुदत्त 
पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टे के 
अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम संक्रियाएं , 
( ख ) विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन की जाने 
वाली पेट्रोलियम संक्रियाएं , 
( ग ) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति के अधीन विनिर्दिष्ट 
संविदाओं के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम 


संक्रियाएं , 


( घ ) मार्जिनल फील्ड नीति ( एमएफपी ) के अधीन 
विनिर्दिष्ट संविदाओं के अन्तर्गत की जाने वाली 
पेट्रोलियम संक्रियाएं , 
( ङ ) कोयला क्षेत्र मीथेन नीति के अधीन विनिर्दिष्ट 
संविदाओं के अधीन की जाने वाली कोयला क्षेत्र 

मीथेन संक्रियाएं । 
क्रम सं . 358 , 359 , 359A और 360 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
क्रम सं . 368 , स्तंभ ( 5 ) में , प्रविष्टि “कुछ नहीं ", के स्थान पर “ - " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
क्रम सं . 371ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् : -- 


(xxviii) 
( xxix) 
( xxx ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(5) | 


(6) 


( 4) 
5 % 


" 371घ . 


( 3 ) 
| उत्प्रेरक परावर्तक के लिए पुताई के विनिर्माण में 
उपयोग के लिए एल्मुनियम आक्साइड 


2818 2090 


( xxxi) क्रम सं0 372 के सामने स्तंभ ( 3) में मद (i) के पश्चात् , निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 


" सूची 17 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , यह छूट 8517 के अधीन आने वाले निम्नलिखित मालों को उपलब्ध नहीं 
होगी :-- 


क ) सॉफ्ट स्विच और वॉयस ऑवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी ) उपकरण अर्थात् वीओआईपी फोन , मीडिया गेटवेज़ , गेटवेज़ 

कन्ट्रोलर्स और सेशन बार्डर कन्ट्रोलर्स । 


ख ) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपकरण ; एक या अधिक पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उत्पाद/स्विच (पीओटीपी/पीओटीएस), ऑप्टिकल 

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ( ओटीएन ) उत्पाद और आईपी रेडियो 


ग ) केरियर इथरनेट स्विच , पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड ( पीटीएन ) उत्पाद, मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग - ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल 

( एमपीएलएस-टीपी ) उत्पाद , 


घ ) मल्टीपल इनपुट /मल्टीपल आउटपुट ( एमआईएमओ) और लाँग टर्म इवोल्यूशन ( एलटीइ ) उत्पाद । 


( xxxii ) क्रम संख्या 372 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) 
" 372क 


(5) 


( 2 ) 
84, 85 , 90 


( 3 ) 

(4) 
सेमीकंडक्टर वैफर और लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले कुछ नहीं 
( एलसीडी ) की रचना में उपयोग के लिए मशीनरी , 
विद्युत उपकरण और अन्य उपस्कर तथा उनके पुर्जे 
विख्यात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर ] 
सेमीकंडक्टर चिप को एकत्रित करने , परीक्षण, कुछ नहीं 
चिन्हांकन और पैकेजिंग में उपयोग के लिए मशीनरी , 
विद्युत उपकरण और अन्य उपस्कर तथा उनके पुर्जे 
विख्यात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर 


372ख 


84 , 85 , 90 


( xxxiii) क्रम सं . 399ख में , स्तंभ ( 2) में विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् , “853649 00 " प्रविष्टि अंत : स्थापित की जाएगी । 
( xxxiv ) क्रम सं . 399ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 


( 1) 


(2) 


( 3 ) 


( 4) 


(5 ) 


(6 ) 


" 399घ 


8419 1920 


जल उष्मक, औद्योगिक सौर जल उष्मकों से भिन्न | 


7 . 5 % 


( xxxv) क्रम सं. 417 के सामने , स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ कुछ नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( xxxvi) क्रम संख्या 418 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, 


अर्थात् : 


(1) 


(2) 


(5) 


(6) 


( 3 ) 

___ (4) 
कृत्रिम वृक्क के प्रयोज्य निर्जीवाणुकृत डाइलाईजर और कुछ नहीं 
सूक्ष्म अवरोधक 


" 418क 


84 या 90 


( xxxvii) क्रम संख्या 422 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , 


अर्थात् : 


( 1 ) 


( 3 ) 


____ ( 4) 
7.5 % 


(5) 
- 


(6) । 
- 


" 422क 


422ख 


7. 5 % 


( 2 ) 
8501 ( 8501 64 70 , सभी माल 
8501 64 80 के सिवाय ) 
8502 ( 8502 11 00 . | सभी माल 
8502 20 10 , 8502 40 
00 के सिवाय ) 
8503 00 10 , 8503 00 | सभी माल 
21 या 8503 0029 
8504 10 10 , 8504 10 | सभी माल 
20 या 8504 1090 
8537 

सभी माल 


422ग 


7 . 5 % 


422घ 


7 . 5 % 


422ङ 


7. 5 % 


422च 


8544 ( 8544 42 91 . | सभी माल 


7. 5 % 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


422छ 


8544 42 92, 8544 42 
93 , 8544 42 99 , 8544 
70 10 या 8544 70 90 
के सिवाय ) 
8546 

सभी माल 
8547 

सभी माल 
9028 90 10 , 9030 31 | सभी माल 
00, 9030 90 10, 9032 
89 10 , 9032 8990 


422ज 


7. 5 % 
7 . 5 % 
7.5 % 


422झ 


( xxxviii ) क्रम सं . 428क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् : -- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


" 428ख. 


8523 


कुछ नहीं 


( 3 ) 
राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ( रा . सु .सं .कें . ), हैदराबाद 
द्वारा आयातित भंडारण मीडिया में विदेशी उपग्रह 
डाटा 


( 5 ) 
कुछ 
नहीं 


( xxxix ) क्रम सं . 431 के सामने, स्तंभ ( 3) में , 
(क ) मद सं .(i) में “पुर्जे, संघटक और संयोजन ” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत चार्जर या एडेप्टर , बैटरी, तार वाले हैंडसेट 

और स्पीकर नहीं है " शब्द अंत :स्थापित किए जाएंगे ; 
( ख ) मद सं . (iii) में “ बैटरी चार्जर " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 
( xl) क्रम सं . 431 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , अर्थात् : -- 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


___ (4) 


(5) 


(6) 


" 431क 


431ख 


85 या कोई । (क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन । कुछ नहीं 
अन्य अध्याय | है, के चार्जर या एडेप्टर के विनिर्माण में उपयोग के 

लिए इनपुट या पुर्जे ; 
( ख) ऊपर ( क) में वर्णित पुों के विनिर्माण में 

उपयोग के लिए इनपुट या उप पुर्जे । 
85 या कोई | ( क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन | कुछ नहीं 
अन्य अध्याय है, की बैटरी के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट 

या पुर्जे ; 
( ख) ऊपर ( क) में वर्णित पुों के विनिर्माण में 

उपयोग के लिए इनपुट या उप पुर्जे । 
85 या कोई । ( क ) मोबाइल डेंटर 

| ( क ). मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन | कुछ नहीं 
अध्याय 

हैं , के तारयुक्त हेडसेट के विनिर्माण के लिए इनपुट 
या पुणे 


431ग 


( ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित हिस्से पूों के विनिर्माण 
के लिए इनपुट या उप पुर्जे 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


431घ 


8 5 या कोई (क) मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन कुछ नहीं 
अध्याय 

हैं , के स्पीकर के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे 


( ख ) ऊपर ( क ) में वर्णित हिस्से पुों के विनिर्माण के 
लिए इनपुट या उप पूर्जे 


4313 


8 5 या 
अध्याय 


कोई | क ) . टैरिफ मद 851762 30 के अधीन आने वाले | कुछ नहीं 

ब्रॉडबैंड मोडम के विनिर्माण के लिए पूर्जे , संघटक 
और साधित्र 


ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित पुों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


431च 


85 या 


कोई | क ) . टैरिफ मद 8517 69 30 के अधीन आने वाले | कुछ नहीं 

रुटर के विनिर्माण के लिए पूर्जे , संघटक और साधित्र 


अध्याय 


ख ). ऊपर (क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


431छ 


85 या कोई | क ). टैरिफ मद 8517 6960 के अधीन आने वाले | कुछ नहीं 
अध्याय 

इंटरनेट के पहुंच के लिए सैट -टॉप बाक्स के 
विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र 


ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


431ज 


85 या 
अध्याय 


कोई | क ). टैरिफ मद 8521 90 90 के अधीन आने वाले कुछ नहीं 

डिजीटल विडियो रिकॉडर (डीवीआर )/नेटवर्क 
विडीयो रिकॉडर ( एनवीआर) के विनिर्माण के लिए 
पुर्जे, संघटक और साधित्र 


ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


431झ 


- 


8 5 या 
अध्याय 


कोई क). टैरिफ मद 8528 71 00 के अधीन आने वाले | कुछ नहीं 

टेलीविज़न के लिए प्राप्ति यंत्र किन्तु विडीयो 
डिसप्ले शामिल करने के लिए परिकल्पित नहीं है , के 
विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र 


ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


431 


85 या 
अध्याय 


कोई | क ). टैरिफ मद 8525 80 20 के अधीन आने वाले कुछ नहीं 

सीसीटीवी कैमरा/ आईपी कैमरा के विनिर्माण के 
लिए पुर्जे, संघटक और साधित्र 


ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


431ट 


85 या कोई | क ). टैरिफ मद 8507 6000 के अधीन आने वाले | कुछ नहीं 
अध्याय 

लिथीयम - आइन बैटरी [सैलुलर सहित मोबाइल 
हैंडसेट की बैटरी को छोड़कर के विनिर्माण के लिए 
पुर्जे, संघटक और साधित्र 


ख ). ऊपर ( क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए 
उप पुर्जे 


( xii) क्रम संख्या 432 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


___ (1) 


(2) 


___ ( 3) 


(5) (6 ) 


432 


8529 


(4) 
टेलीविजन के विनिर्माण के लिए एलसीडी ( तरल क्रिस्टल | कुछ नहीं 
प्रदर्श ( एलसीडी), एलइडी (प्रकाश उत्सर्जन डायोड) या 
ओएलइडी ( जैविक एलइडी ) 


( xiii ) क्रम सं . 433 के सामने , स्तंभ ( 3) में , " 1किलोवाट " अंक और शब्द के स्थान पर " 1. 5किलोवाट ” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
( xliti) क्रम सं . 433क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
( xliv ) क्रम सं . 433ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 


___ (1) 


(2 ) 


__ ( 3 ) 


____ (4) 


(5) 


(6 ) 


" 433ग 


। 


कोई अध्याय 


5 % 


5 "; 


ई - रीडर के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्ची 
सामग्रियां या पुर्जे 


( xiv ) क्रम सं . 435 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


" 435क 


8609 00 00 


प्रशितित आधान 


5% 


- 


-"; 


( xivi) क्रम सं . 439 के सामने , स्तंभ ( 5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "-" प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
( xivili ) क्रम सं . 440 के सामने ,-- 


( b) स्तंभ 3 में , मद (v ) की प्रविष्टि में , "xEV के लिए इंजन (संकर विद्युत यान);" प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( c ) स्तंभ ( 5 ) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर , "_ " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( xivili ) क्रम सं . 441 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
(ixl) क्रम सं . 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


___ (1) 


(2 ) 


(5) | (6) 
- । 5 और 73"; 


" 448 


88 या कोई 
अन्य अध्याय 


( 3 ) 

(4) 
ऐसे कार्यकलापों में लगी हुई इकाईयों के वायुयान के | कुछ नहीं - 
पुर्जे, जांच उपस्कर , अनुरक्षण , मरम्मत या 
पुनर्कल्पन के लिए औजार और औजार-किट और 
पुर्जे , किट और रखरखाव के लिए औजार-किट , 
मरम्मत , या वायुयान का पुनर्कल्पन और पुर्जे जिनमें 
शीर्ष 8802 के अधीन आने वाला इंजन 


(1) क्रम सं . 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 


( 1 ) 


( 2 ) 


(4 ) (5) 
कुछ नहीं । कुछ नहीं 


(6 ) 
73क "; 


" 448क 


8802 ( 8802 | सभी माल 
6000 के 
सिवाय ) 


( li) क्रम सं. 459 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


(1 ) 


( 6 ) 


" 459 


( 2 ) 
| 89 या कोई अन्य 
अध्याय 


कुछ नहीं 


5 "; 


( 3 ) 
किसी पोत मरम्मत इकाई द्वारा सागरगामी पोत के 
अनुरक्षण के लिए पूंजी माल और उनके हिस्से पूर्जे , 
कच्ची सामग्रियां, सामग्री हथालन उपस्कर और 
उपभोज्य । 
स्पष्टीकरण -- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए : 
" सागरगामी पोत ” में निम्नलिखित शामिल है 
( क ) लाइनर ; विभिन्न किस्मों के स्थोरा -पोत 
जिसके अंतर्गत मांस , फल या वैसे ही के परिवहन के 
लिए प्रशितित पोत शामिल है, विशिष्ट मालों के 
परिवहन के विनिर्दिष्ट पोत (अनाज , कोयला , 
अयस्क या वैसे ही ) ;टैंकर (पेट्रोल , मदिरा , या वैसे 
ही ) ; याट और अन्य पाल पोत ; केबल पोत ; हिम 
प्रभंजक ; सभी किस्म की पल्वमान कारखाने 
( ढेलों के प्रसंस्करण , मत्स्य का परिरक्षण या वैसा 
ही) ; ह्वेल पकड़ने वाले ट्रालर और अन्य मछली 
पकड़ने वाले पोत ; जीवन रक्षक नौकाएं ; 
वैज्ञानिक अनुसंधान पोत ; मौसम पोत ; बोयज के 
परिवहन या मरिंग के लिए पोत : पायलट नौका : 
निकर्षण सामग्री या वैस ही के निपटान के लिए 
होपरबार्ज ; 
( ख ) पण्डुबियों सहित सभी किस्म के युद्ध पोत ; 

और 
( ग) टग्स , निष्कर्षक, अग्नि -प्लवमान और कबाड़ 
पोत ; और 
( घ ) तेल रिग्स , भेदन पोत और जैक- अप रिस । 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i)] 


( ख) सारणी के पश्चात् , परन्तुक में , खंड ( छ) और खंड (ज) का लोप किया जाएगा ; 


( ग ) उपाबंध में ,-- 


( i) शर्त सं0 28 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 


शर्त 


शर्ते सं0 
" 28क । यदि , 

( क ) ऐसे माल का आयात निम्नलिखित द्वारा किया जाता है : 

(i) टेक्सटाइल वस्त्रों के निर्माता ; या 

(ii) टेक्सटाइल वस्त्रों के सहायक विनिर्माता के साथ जुड़े मर्चेन्ट निर्यातकर्ता, जिनका उपयोग यथास्थिति 
सीधे विनिर्माता द्वारा या किसी मर्चेन्टनिर्यातकर्ता के माध्यम से निर्यात के लिए टेक्सटाइल वस्त्रों के विनिर्माण में 
किया जाता है यह भी उक्त विनिर्माता या मर्चेट निर्यातकर्ता परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् या संशलिष्ट और 
रियान टेक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद् में रजिट्रीकृत है ; 

( ख ) संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र में सहायक विनिर्माता का नाम और साथ ही 
किसी मर्चेट निर्यात कर्ता द्वारा मालों का निर्यात करने की दशा में मर्चेट निर्यातकर्ता का नाम भी उसमें सम्मिलित होगा ; 

(ग ) आयात किए गए मालों का कुल मूल्य , पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए टेक्सटाइल वस्त्रों के 
पोतपर्यन्त मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा : 

परन्तु वित्तीय वर्ष 2015- 16 के शेष बचे भाग में आयात किए गए मालों का कुल मूल्य , वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014 
15 के दौरान निर्यात किए गए टेक्सटाइल परिधानों के पोत पर्यान्त मूल्य के एक प्रतिशत के 1/12 भाग से अधिक नहीं 
होगा ; 

( घ ) आयातकर्ता, यथास्थिति , परिधान आयात संवर्धन परिषद् या संशलिष्ट और रियान टेक्सटाइल निर्यात संवर्धन 
परिषद् से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें ऊपर खंड (ग ) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के 
मूल्य को प्रमाणित किया गया हो और यह कि आयात किए जाने वाले फेब्रिकों का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है 
और साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अधीन पहले से आयात किए गए मालों का मूल्य और मात्रा 

भी सम्मिलित होगी । " 
(ii) शर्त सं0 40 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 


" 40क . 


यदि ,-- 


( क ) मालों का आयात निम्नलिखित द्वारा किया जाता है , 


(i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमीटेड (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् " अनुज्ञप्तिधारी " 
कहा गया है) या अनुज्ञप्तिधारी के किसी उप संविदाकार द्वारा और, यथास्थिति , भारत सरकार या किसी राज्य 
सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर मंजूर की गई पेट्रोलियम खोज संबंधी अनुज्ञप्ति या खनन पट्रों के अधीन आरंभ 
की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या 


(ii ) कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां, विदेशी कंपनी या कंपनियां या भारतीय कंपनी या कंपनियों और 


किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों का संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् " संविदाकार " कहा गया है ) या संविदाकार के 
किसी उप संविदाकार और प्रत्येक मामले में भारत सरकार के साथ किसी संविदा के अधीन प्रारंभ की जाने वाली 
पेट्रोलियम से संबंधित संक्रियाओं के संबंध में ; या 


(iii) कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां , विदेशी कंपनी या कंपनियां या भारतीय कंपनी या कंपनियों और 
किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों का संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् " संविदाकार " कहा गया है ) या ऐसी कंपनी या 


कंपनियों या ऐसे संघ का कोई उप संविदाकार और प्रत्येक मामले में भारत सरकार के साथ, यथास्थिति , नई खोज 
अनुज्ञापन नीति के अधीन 1 अप्रैल , 1998 को या उसके पश्चात् हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन या कोलबेड 
मीथेन नीति के निबंधनानुसार 1 अप्रैल , 2011 को या उसके पश्चात् अथवा मार्जिनल फिल्ड नीति के 


[ भाग || - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


निबंधनानुसार 14 अक्तूबर , 2015 को या उसके पश्चात् हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन प्रारंभ की जाने वाली, | 
यथास्थिति , पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं या कोलबैड मीथेन संक्रियाओं के संबंध में ; 


( ख ) यदि आयातकर्ता,-- 


(i) कोई अनुज्ञप्तिधारी है तो वह आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक 
आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 
हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय के किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र की आयातित 
माल, खंड ( क ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं के लिए अपेक्षित हैं और उन्हें उस उपखंड में 
निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के अधीन आयातित किया गया है ; 


( ii) संविदाकार है वहां वह आयात के समय , यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को 
निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् : -- 


( 1) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय के 
किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र की आयातित माल , निम्नलिखित के लिए 
अपेक्षित हैं 


( अ ) खंड ( क ) के उपखंड (ii ) के मद ( अ ) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं और उनका 
आयात उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन किया गया है ; या 


( आ ) खंड (क) के उपखंड (iii) के मद ( आ ) में निर्दिष्ट , यथास्थिति , पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं या 
कोलबेड मीथेन संबंधी संक्रियाओं और उनका आयात , यथास्थिति , नई खोज अनुज्ञापन नीति या 
कोलबेड मीथेन नीति या मार्जिनल फील्ड नीति के अधीन हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन किया 
गया है ; और 


( 2 ) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी 
भारतीय कंपनी या कंपनियों या विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस 
प्रभाव का प्रमाणपत्र कि ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे मालों के आयात के लिए कोई 
विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है ; 


( ग ) और जहां आयातकर्ता कोई उपसंविदाकार है, वहां वह आयात के समय , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त 
या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित प्रस्तुत करता है , अर्थात् : -- 


(i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन के महानिदेशालय के किसी 
सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र की आयातित माल, निम्नलिखित के लिए 
अपेक्षित हैं ; 


( 1) खंड ( क ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं और, यथास्थिति , अनुज्ञप्ति या 
खनन पट्टे के अधीन , उनका आयात उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे 
उप संविदाकार का नाम अन्तर्विष्ट है ; या 


( 2) खंड ( क ) के उपखंड (ii ) की मद ( अ ) में निर्दिष्ट, यथास्थिति , पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं और 
उनका आयात उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन किया गया है और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का 
नाम अन्तर्विष्ट है ; या 


( 3) खंड ( क ) के उपखंड ( iii) की मद ( आ ) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


कोलबेड मीथेन संबंधी संक्रियाएं और उनका आयात , यथास्थिति , नई खोज अनुज्ञापन नीति या 
कोलबेड मीथेन नीति या मार्जिनल फील्ड नीति के अधीन हस्ताक्षरित किसी संविदा के अधीन किया 
गया है और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अन्तर्विष्ट है , 


(ii) इस प्रभाव का एक शपथपत्र कि ऐसा उप संविदाकार, यथास्थिति , अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी 
या संविदाकार का संदभावी उप संविदाकार है ; 


___ (iii) यथास्थिति , ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी या संविदाकार से ऐसा कोई वचनबंध, जो उसे 
ऐसे किसी शुल्क , जुर्माने या शास्ति का संदाय करने के लिए आबद्ध बनाता हो , जो उस समय संदेय हो 
सकेगा , यदि इस अधिसूचना की किसी शर्त का अनुपालन , यथास्थिति , ऐसे उप संविदाकार या 
अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी या संविदाकार द्वारा नहीं किया जाता है, और 


जा 


(iv) निम्नलिखित की दशा में कोई प्रमाणपत्र 


( 1 ) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई, यथास्थिति , 
कोई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, कि यथास्थिति , अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी की ओर से 
उपसंविदाकार द्वारा किए गए ऐसे मालों के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्र विप्रेषण नहीं किया गया है, या 

( 2) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी 
भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा 
में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे मालों के आयात के लिए 
कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है : 


परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा उपसंविदाकार कोई 
भारतीय कंपनी या कंपनियां है । 

( घ ) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपसंविदाकार या किसी संविदाकार या 
संविदाकार के किसी उपसंविदाकार द्वारा इस प्रकार आयातित मालों को अंतरित करना ईप्सित है, वहां 
आयातकर्ता, ऐसा अंतरण के समय , यथास्थिति , सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक उपायुक्त को 
निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा , अर्थात् :-- 


( 1 ) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के सम्यक् 

रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उक्त मालों को अनुज्ञप्तिधारी के 
किसी अन्य उपसंविदाकार या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के किसी 
उपसंविदाकार या संविदाकार के किसी अन्य उपसंविदाकार या किसी अन्य संविदाकार या ऐसे 
संविदाकार के किसी अन्य संविदाकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् " अंतरिती " कहा गया है ) के नाम 
पर अंतरित किया जा सकेगा और यह कि उक्त माल निम्नलिखित के अधीन की जाने वाली 
पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है,-- 


I. खंड ( क ) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोलियम खोज या खनन पट्टों, या 


II. खंड ( क ) के उपखंड (ii ) की मद ( अ ) में निर्दिष्ट किसी संविदा के अधीन की जाने वाली पेट्रोलियम 

संबंधी संक्रियाएं , या 


III. खंड ( क ) के उपखंड (ii ) की मद ( आ ) में निर्दिष्ट किसी संविदा के अधीन की जाने वाली, यथास्थिति , 

पेट्रोलियम संबंधी संक्रियाएं या कोल बेड मीथेन संक्रियाएं , 


( 2 ) अंतरिती से इस प्रभाव का वचनबंध कि वह इस अधिसूचना की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा 

जिसके अन्तर्गत वह , यदि अधिसूचना की किन्हीं शर्तों का उसके द्वारा वहां अनुपालन नहीं किया 
जाता है, तो संदेय होने वाले किसी शुल्क , जुर्माने या शास्ति का संदाय करेगा, जहां वह 
अनुज्ञप्तिधारी/ संविदाकार है या जहां ऐसा अंतरिती कोई उप संविदाकार है वहां ऐसे अन्तरिती के 
अनुज्ञप्तिधारी/ संविदाकार द्वारा ऐसा संदाय किया जाएगा । 


[ भाग || - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3) कोई प्रमाणपत्र ,-- 
(I) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई कोई पेट्रोलियम 
खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि यथास्थिति , अनुज्ञप्तिधारी या 
पट्टेधारी की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं 
किया गया है, 


( II ) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी 
भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा 
में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि , यथास्थिति , ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों की ओर से अंतरिती द्वारा किए 
गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है : 


परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा अंतरिती कोई भारतीय 
कंपनी या कंपनियां है । 


(iii ) शर्त सं0 41, 43 और 44 का लोप किया जाएगा ; 


(iv) शर्त सं0 73 के सामने , शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


" यदि , 


अ . सिविल विमानन मंत्रालय के सिविल विमानन महानिदेशालय ( डीजीसीए) द्वारा निम्नलिखित के अनुरक्षण , मरम्मत या पूर्ण 
मरम्मत के लिए अनुमोदित इकाइयों द्वारा आयातित ,-- 


( क) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान ; या 


( ख) ऐसे वायुयान, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, जिन्हें उड़ान के प्रयोजनों के लिए भारत में लाया जाता है या वे भारत को पार करते 
हैं या अनुरक्षण , मरम्मत या पूर्ण मरम्मत के प्रयोजन के लिए और जो , यथास्थिति , छह मास के भीतर या ऐसी अवधियों के भीतर , जो 
डीजीसीए द्वारा विस्तारित की गई हैं , भारत से हटाए जाने के लिए अपेक्षित हैं । 
आ . वायुयान के अनुरक्षण , मरम्मत या पूर्ण मरम्मत के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित इकाइयां, डीजीसीए द्वारा सम्यक् रूप से 
प्रमाणित वायुयान दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं , उसमें वायुयान कलपुर्जो, परीक्षण उपस्करों , उपकरणों और उपकरण किटों के भाग रूप में 
ऐसे कलपुर्जे, उपस्कर, उपकरण और उपकरण किटों को उपर्दशित करते हुए । " 


( v) शर्त सं0 73 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 


शर्त सं . 


शर्ते 


73क . 

( क ) यदि , भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है या भारत में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आशयित 

नहीं है, वायुयान के अनुरक्षण , मरम्मत या ओवरहॉल के लिए आयात किया जाता है किंतु 
उसे भारत से छह मास के भीतर हटाया जाना है या जैसा नागर विमानन महानिदेशक 

द्वारा नागर विमानन मंत्रालय में विस्तारित किया जाए ; और 
( ख ) भारत में ठहरने की अवधि के आरंभ और समाप्ति पर, किन्तु किसी भी परिस्थिति के 

अधीन ठहरने की अवधि के दौरान नहीं विमान में यात्रियों को लाता - ले जाता है । 
(vi) शर्त संख्या 79 का लोप किया जाएगा । 


( घ ) सूची 13 और 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 


( ङ ) सूची 21 में , मद 4,5,7,9, 10, 11, 17 का लोप किया जाएगा । 
( च ) सूची 32 में , मद (ङ ) में उपमद (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्,-- 


"( ड ) ( 3 ) ब्रेल कागज़ " । 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i)] 


( छ) सूची 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सूची अंत :स्थापित की जाएगी , अर्थात् :-- 

सूची 34 
( 1) भू - भूकंप सर्वेक्षण उपकरण और साधित्य , अपेक्षित यान जिसके अंतर्गत उपकरण ले जाने वाला यान है, भूकंप सर्वेक्षण यान, 
भूमंडलीय स्थिति प्रणाली और साधित्र तथा भूकंप कार्य या तटवर्ती अपतट क्रियाकलापों के लिए भू- भौतिकी भू-रसायन सर्वेक्षण के अन्य 
प्रकार के लिए अपेक्षित अन्य सामग्रियां । 
( 2) ड्रिलिंग प्रचालन , स्नबिंग यूनिट, द्रवचालित वर्कओवर यूनिट, स्वउत्थापित वर्कओवर प्लेटफार्म, रिमोट प्रचालित यान 
( आरओबी) के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के ड्रिलिंग रिग , जैकअप रिग , निमज्जनीय रिग , अर्धनिमज्जनीय रिग , ड्रिल पोत , ड्रिलिंग बार्ग, 
शॉट- होल ड्रिलिंग रिग , मोबाइल रिग , यहां विभिन्न उपकरण और अन्य ड्रिलिंग उपकरण से युक्त वर्कओवर रिग । 


( 3) हैलीकॉपटर जिसके अंतर्गत समुच्चय / पुर्जे हैं । 
( 4) पैट्रोलियम प्रचालनों की साहयता के लिए सभी प्रकार के समुद्री यान जिसके अंतर्गत कार्य नौका, बार्ग, क्रू नौका , टग, एंकर हैंडलिंग 
यान, ले बार्ग और प्रदाय नौका, वाटर मेकर, डीपी प्रणाली और डाइविंग प्रणाली सहित समुद्री पोत उपकरण है । 


( 5) निमज्जन , सीमेंटिंग , लॉगिंग, केसिंग मरम्मत, उत्पाद परीक्षण, अनुरूपण और कीचड़ सेवा, प्रयोगशाला उपकरण संबंधी तेल 
क्षेत्र , जलाशय इंजीनियरिंग , भू- वैज्ञानिक उपकरण , दिशागत ड्रिलिंग , उद्दीपन , कोइल ट्यूबिंग यूनिट, ड्रिल स्टेम टेस्टिंग ( डीएसटी ), 
आंकड़ा अर्जन और प्रसंस्करण , ठोस नियंत्रण , मत्स्य ग्रहण ( तेल क्षेत्र प्रचालनों या कोयला परत मिथेन प्रचालनों में डाउनहोल पुर्नप्राप्ति 
से संबंधित), कुआं नियंत्रण , ब्लोआउट निवारण (बीओपी), अविनाशकारी परीक्षण सहित पाइप निरीक्षण , कोरिंग , ग्रेवल पैक , 
तेल/ गैस/कोयला क्षेत्र मीथेन कुओं के लिए कुआं समापन और वर्कओवर जिसके अंतर्गत वायरलाइन और डाउनहोल उपकरण है, जैसे 
विशिष्ट सेवाओं के लिए सभी प्रकार के उपकरण / यूनिट । 
( 6) सभी प्रकार के केसिंग पाइप , ड्रिल पाइप , उत्पादन ट्यूबिंग , पप ज्वाइंट, कनेक्शन , कपलिंग, केली, क्रॉसओवर और स्वेगस् , 
ड्राइव पाइप । 
( 7) सभी प्रकार के ड्रिलिंग बिटस् , नोज़ल , ब्रेकर और संबंधित औजार सहित । 
( 8) तेल या गैस के ड्रिलिंग , उत्पादन और परिवहन के लिए अपेक्षित पैट्रोलियम या कोयला क्षेत्र मीथेन प्रचालन , तेल कुआं सीमेंट 
और सीमेंट योजक में प्रयुक्त संश्लिष्ट उत्पाद सहित सभी प्रकार के तेल क्षेत्र रसायन या कोयला क्षेत्र मीथेन रसायन । 


( 9 ) तेल , गैस या सीबीएम के लिए प्रसंस्करण, उत्पादन और कुआं प्लेटफार्म/ संस्थापन और प्लेटफार्म / संस्थापन का भाग गठित कर 
रहे मदों सहित वाटर इंजेक्शन और प्लेटफार्म /संस्थापन के लिए अपेक्षित प्रसंस्करण उपकरण , टर्बाइन , पंप , जनरेटर , कंप्रेसर , प्राइममूवर्स , 
वाटरमेकर, फिल्टर और फिल्टरिंग उपकरण , टेलीमेट्री , दूरसंचार , टेलीनियंत्रण और अन्य सामग्री जैसे अपेक्षित उपकरण । 


( 10) 


फ्लोलाइन और ट्रंक पाइपलाइन जिसके अंतर्गत वेट कोटिंग और राइपिंग है के लिए लाइन पाइप । 


( 11) प्लेटफार्मो के निमार्ण/ संस्थापन और पाइप लाइन के बिछाने में अपेक्षित डेरिक बार्ग, चलित और स्थायी क्रेन , ट्रेंचर , पाइपले 
बार्ग, कार्गो बार्ग और इसी प्रकार की अन्य सामग्री । 


(12) एकल बोया मूरिंग प्रणाली , मूरिंग रज्जू , चेन जैसी फिटिंग , जंजीर , कपलिंग मेरीन होस और तेल भंडारण के लिए प्रयुक्त किए 
जाने वाले तेल टैंकर और संबंद्ध उपकरण , तेल के भंडारण के लिए प्रयुक्त टैंक, संघनित्र , कोयला परत मिथेन , जल, कीचड़ , रसायन और 
संबंधित सामग्री । 


( 13) प्रदूषण नियंत्रण , अग्नि निवारण , अग्नि शमन , उत्तर जीविता यान सहित सुरक्षा मद , जीवन राफ्ट, अग्नि और गैस पता करने 
का उपकरण , जिसके अंतर्गत एच2एस मॉनिटरिंग उपकरण है के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के पूर्ण सज्जित यान और अन्य यूनिट / 
उपकरण । 


( 14 ) 

गतिशील और स्किड माउंटेड पाइप बिछाने , पाइप परीक्षण और पाइप निरीक्षण उपकरण । 
( 15) सभी प्रकार के वाल्व जिसके अंतर्गत उच्च दाब वाल्व हैं । 
( 16 ) पैट्रोलियम या कोयला परत मिथेन प्रचालन जिसके अंतर्गत सशिल्पट वीएचएफ एरो और वीएचएफ बहु चैनल सेट /वीएचएफ 
समुद्री बहु चैनल सेट हैं के लिए अपेक्षित संसूचना उपकरण । 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 17 ) गैर -दिशागत रेडियो बीकन , आंतरिकत : सुरक्षित वॉकी-टॉकी, दिशागत फाइन्डर , ईपीआईआरवी , इक्ट्रानिक व्यक्तिगत सुरक्षा 
यंत्र जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली है । 
( 18) विशिष्ट ऐन्टीना प्रणाली, सरल टैलेक्स ओवर रेडियो टर्मिनल , चैनल माइक्रोवेव प्रणाली परीक्षण और माप उपकरण । 
( 19 ) एक्स -बैंड रेडार ट्रांसपोन्डर , क्षेत्र निगरानी प्रणाली । 
( 20) आम गहरा बिंदु (सीडीपी) केबल , लॉगिंग केबल , कनैक्टर , भू-फोन स्ट्रिंग्स , वेधन उपकरण और विस्फोटक । 
( 21 ) स्रोत और क्रिसमस पेड़ , जिसके अंतर्गत वाल्व , चोक, हेड स्पूल , हैंगर और एक्यूटर्स , चिकसन जैसे नमनीय कनेक्शन और उच्च 
दाब होस , शटडाउन पैनल । 
( 22 ) ऐनोड सहित कैथोडिक संरक्षण प्रणाली । 
( 23 ) पैट्रोलियम और कोयला परत मिथेन प्रचालन के लिए अपेक्षित तकनीकी रेखा चित्र , मानचित्र , साहित्य , डाटा टेप प्रचालन और 
अनुरक्षण मैनुअल । 
( 24 ) इस सूची में विनिर्दिष्ट मालों के चलाने , मरम्मत करने या अनुरक्षण के लिए उप - समुच्चय, औजार , साधित्र , भंडार, फालतू 
पुर्जे, सामग्री, प्रदाय, उपभोज्य वस्तु । 


चा 


प्रचाल 


[ फा . सं. 334/8/ 2016 -टीआरयू 


अनुराग सहगल, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र , असाधारण , में द्वारा प्रकाशित की गई 
थी सा . का . नि . 185 ( अ) तारीख 17 मार्च, 2012 और सं . 10/ 2016- सीमा शुल्क , तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , में द्वारा प्रकाशित की गई थी सा . का . नि . 177( अ) तारीख 17 फरवरी , 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 12 /2016 - Customs 
G . S . R .206 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue) No. 12 /2012 - Customs, dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number G .S.R . 185 ( E ), dated the 17th March , 2012, namely: 


In the said notification , 


( A ) 


in the Table, 


against serial number 22 , for the entry in column (4 ), the entry “ 5 % ” shall be substituted ; 


( ii ) 


after serial number 96 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


" 96A | 2207 2000 


2 . 5 % 


Denatured ethyl alcohol (ethanol) for use in 
manufacture of excisable goods. 


( iii ) 


after serial number 109 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


“ 109A 


Silica Sands 


2 .5 % 


- (2 ) 
2505 10 11 , 
2505 10 12 , 
2505 10 19 


(iv ) 


after serial number 121A and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 
inserted , namely : 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 
2 .5 % 


(5 ) 
2 % 


“ 121B 


All goods 


2701 11 00, 
2701 12 00, 
2701 19 
2701 20 , 2702, 
2703 


121C 


All goods 


2 .5 % 


1210 


2704 , 2705 , 
2706 


All goods 


5 % 


2707 


2 .5 % 


121E 
121F 


All goods 
All goods 


2708 


5 % 


(v ) 


serial numbers 122 , 122A , 123, 124 , 124 A , 125, 126 , 126A, 126B and 126C and the entries relating thereto 
shall be omitted ; 


(vi) 


in serial number 151, in column (6 ), the entry “ 5 ” shall be inserted ; 


(vii ) 


in serial number 152 , in column (6 ), the entry “ 5” shall be inserted ; 


( viii) 


after serial number 163 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 
Nil 


(5 ) 
- 


(6 ) 
5" ; 


“ 163A 


2844 


1 


Medical use fission Molybdenum - 99 (Mo- 99 ) , 
if imported by Board of Radiation and Isotope 
Technology (BRIT ) for use in the manufacture 
of radio pharmaceuticals 


after serial number 172 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 3 ) 


(5) 


(6 ) 


(1 ) 

( 2 ) 
“ 172A | 2901, 2902 

(except 2902 43 
00 , 2902 50 00 ) 


(4) 
2 .5 % 


All goods 


(x ) 


against serial number 173, for the entries in column (2), the entries “ 2903 (except 2903 11 10 , 2903 12 00 , 
2903 13 00 , 2903 22 00 ) or 2904” shall be substituted ; 


(xi) 


serialnumbers 173A , 173B , 173C , 173D , 173E and 176 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


(xii) 


after serial number 230A and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


[ 971 1l - Qus 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(4 ) 
2. 5 % 


“ 230B 


5 ” ; 


3824 90 32, 
8505 11 90 


The following goods for use in the manufacture 
of Brushless Direct Current (BLDC ) motors , 
namely : 
( iii) Magnet Resin (Strontium Ferrite 

compound /before formed , before 

magnetization ); 
(iv) Neodymium Magnet (before 

Magnetization ) 


(xiii) 


after serial number 238 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 2 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


“ 238A 


3902 


Nil 


5 " : 


Capacitor grades polypropylene granules or resins 
for the manufacture of capacitor grade plastic film 


(xiv ) 


for serial number 242 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
substituted , namely : 


| (1) 


( 1 ) 


1 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


“ 242 


3906 90 90 


Super absorbent polymer (SAP) imported for use 
in the manufacture of the following, namely : 
(i) adult diapers; 
(ii ) all goods falling under chapter heading 9619 , 
other than adult diapers 


5 % 


6 % 


5 % 


(XV ) 


( 1 ) 


“ 254A 


after serial number 254 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely: 
( 2 ) 

(3 ) 

(4) (5) (6) 
| 4016 95 90 , All goods, other than natural rubber latex made 10 % 

4016 99 90 , balloons 
9503 00 90 , 
9505 10 00 , 
9505 90 90 


(xvi) 


after serial number 259 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(4 ) 
Nil 


“ 259A 


4401 21 00 , Wood in chips or particles, imported for use in 
4401 22 00 manufacture of the following , namely: 

iii. paper and paperboard ; 
iv . newsprint. 


(xvii ) 


for serial number 260 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
substituted, namely: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


(1) 
“ 260 


T 
47 


Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 
material ( excluding rayon grade wood pulp ) 
when used for the manufacture of the following, 
namely : 
(i) newsprint; 
( ii ) paper and paperboard ; 
(iii ) adult diapers; 
(iv) all goods falling under chapter heading 
9619 , other than adult diapers. 


Nil 


5 and 25 


Nil 


Nil 


2 .5 % 


(xviii ) 


serial number 275 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


(xix ) 


after serial number 284 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


(6) 
28A ” ; 


‘284A 


Cotton and Elastane blended printed fabrics 


50 ,52, 54, 55 or 
any other 
chapter 


Cotton and metallic yarn dyed blended fabrics 
Cotton and spandex and metallic blended 
fabrics 


Cotton and Elastane printed fabric 


Cotton and silk lining fabric 
100 % linen chambray woven /dyed fabric 
100 % ramie dyed /blended printed yarn dyed 
fabric 


Nylon and spandex lining fabrics 
100 % polyester velvet dyed fabric 
Cotton / Nylon / Embroidery crochet lace lining 
fabric 


( xx ) 


after serial number 290 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely: 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


“ 290A 


5402 19 90 


Nylon 66 filament 


2 .5 % 


5402 52 00 


Polyester yarn - Anti Static Filament 


5503 11 00 


Aramid Flame Retardant Fibre 


5503 11 00 


5503 19 00 


5503 19 00 


Para - aramid Fibre 

Nylon Staple Fibre 
Nylon Anti Static Staple fibre 

Modacrylic fibre 
Flame Retardant Viscose Rayon Fibre 


5503 30 00 


5504 10 00 


[ 911 11 - QUE 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(xxi) 


( 3 ) 


( 1) 
“ 305A 


after serial number 305 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 
(2 ) 

(4) (5) (6) 
70 Solar tempered glass or solar tempered (anti 

5 % 

- 
reflective coated ) glass for use in manufacture of 
solar cells/ panels /modules 


(xxii ) 


serial number 306 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


( xxiii ) 


in serial number 318 , for the entry in column (5 ), the entry “ 8 .75 % ” shall be substituted ; 


(xxiv ) 


in serial number 320 , for the entry in column (5 ), the entry “ 7.75 % ” shall be substituted ; 


( XXV) 


after serial number 335B and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted, namely 


( 1) 


L 


( 2 ) 


(4) 
2.5 % 


(5) 
- 


(6) 
-”; 


“ 335C 


7404 00 22 


Brass scrap 


(xxvi) 


serial numbers 339 and 356 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


( xxvii ) 


(1) 


“ 357A . 


after serial number 357 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries shall be 
inserted , namely : 
(2) 

( 3 ) 

(4 ) (5) (6 ) 
84 or any other Goods specified in List 34 required in 

Nil Nil 40A ” ; 
Chapter 

connection with : 
(a ) petroleum operations undertaken under 

petroleum exploration licenses or mining 
leases , granted by the Government of India 
or any State Government to the Oil and 
Natural Gas Corporation or Oil India 

Limited on nomination basis , 
(b ) petroleum operations undertaken under 

specified contracts 
( c ) petroleum operations undertaken under 

specified contracts under the New 

Exploration Licensing Policy 
(d ) petroleum operations undertaken under 

specified contracts under the Marginal Field 
Policy (MFP ) 


(e ) coal bed methane operations undertaken 

under specified contracts under the Coal 
Bed Methane Policy 


(xxviii) 


serial numbers 358 , 359, 359A and 360 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


(xxix ) 


against serial number 368 , in column (5 ), for the entry “ Nil” , the entry “ - ” shall be substituted ; 


(xxx ) 


after serial number 371C and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


(1) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(2 ) 
2818 20 90 


(4 ) 
5 % 


“ 371D 


5 ” ; 


Aluminium Oxide for use in the manufacture of 
washcoat for catalytic converters 


( xxxi) 


against serial number 372 , in column ( 3 ), in item (i), the following shall be inserted , namely : 


" Notwithstanding anything contained in List17, the exemption shall not apply to the following goods falling under 
8517 , namely : 


(a ) Soft switches and Voice over Internet Protocol (VoIP ) equipment namely VoIP phones , media 

gateways , gateway controllers and session border controllers; 


(b ) Optical Transport equipment; combination of one or more of Packet Optical Transport 

Product/Switch (POTP /POTS ), Optical Transport Network (OTN ) products, and IP Radios; 


(c) Carrier Ethernet Switch , Packet Transport Node (PTN ) products, Multiprotocol Label Switching 

Transport Profile (MPLS- TP ) products ; 


(d) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) and Long Term Evolution (LTE ) Products.” ; 


(xxxii) 


after serial number 372 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be inserted , 
namely : 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 
Nil 


(5) 


(6) 


“ 372A 


84 , 85 or 90 


Machinery , electrical equipment, other instruments 
and their parts [except populated Printed Circuit 
Boards ] for use in fabrication of semiconductor 
wafer and Liquid Crystal Display (LCD ) 
Machinery , electrical equipment, other instruments 
and their parts [except populated Printed Circuit 
Boards] for use in assembly , testing, marking and 
packaging of semiconductor chips 


372B 


84 , 85 or 90 


Nil 


(xxxiii) 


in serial number 399B , in column (2 ), after the existing entry , the entry “ 8536 49 00” shall be added ; 


( xxxiv ) 


after serial number 399C and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


(4 ) 
7.5 % 


(5 ) 
- 


(6 ) 
" ; 


“ 399D 


8419 19 20 


Water heaters , other than industrial solar water 
heaters 


(XXXV ) 


against serial number 417 , for the entry in column ( 4 ), the entry “ Nil ” shall be substituted ; 


(xxxvi) 


after serial number 418 and entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely : 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


(2 ) 
84 or 90 


“ 418A 


Nil 


Disposable sterilized dialyzer and micro barrier of 
artificial kidney 


(xxxvii) 


after serial number 422 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


[ 911 11 - QUE 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 


(1) 


T 
All goods 


(3) 


I 


(4) 
(4 ) 


(5) 


“ 422A 


7 . 5 % 


T (2) 

8501 (except 
8501 64 70 , 
8501 64 80), 


422B 


All goods 


7 .5 % 


8502 
(except 8502 11 


00 , 


8502 20 10 , 
8502 40 00 ), 


4220 


| All goods 


7 . 5 % 


8503 00 10 , 
8503 00 , 21 or 
8503 00 29 


422D 


All goods 


7 . 5 % 


8504 10 10 , 
8504 10 20 or 


8504 10 90 


422E 


7 . 5 % 


422F 


7 .5 % 


8537 

All goods 
8544 ( except | All goods 
8544 42 91 , 
8544 42 92 , 
8544 42 93, 
8544 42 99 , 85 
44 70 10 or 8544 


70 90 ) 


422G 


8546 


All goods 


7 .5 % 


422H 


8547 


7 .5 % 


All goods 
All goods 


4221 


7 .5 % 


9028 90 10 , 
9030 31 00 , 
9030 90 10 , 
9032 89 10 , 
9032 89 90 


( xxxviii) after serial number 428A and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 

inserted , namely : 
( 1) ( 2 ) 

(3 ) 

(4) (5) (6 ) 
“ 428B 

8523 

Foreign Satellite data on storage media imported Nil Nil -” ; 
by National Remote Sensing Centre (NRSC ), 
Hyderabad 


(xxxix ) 


against serial number 431, in column ( 3 ), 

(a ) in item no. (i), after the words “ parts, components and accessories” , the words “ excluding 

charger or adapter, battery , wired Headsets and speakers” shall be inserted ; 
(b ) in item no . ( iii ), the words “ battery chargers ,” shall be omitted ; 


(xl) 


after serial number 431and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(1)] 


(1) 


( 3 ) 


(2) 
85 or any other 
chapter 


(4) 
Nil 


(5) 
- 


(6 ) 
5 


“ 431A 


( a ) 


Inputs or parts for use in manufacture of 
charger or adapter of mobile handsets 
including cellular phones ; 
Inputs or sub -parts for use in manufacture 
of parts mentioned at (a ) above . 


431B 


( a ) 


Nil 


85 or any other 
chapter 


- 


(b ) 


431C 


( a ) 


85 or any other 
chapter 


Inputs or parts for use in manufacture of 
battery of mobile handsets including 
cellular phones ; 
Inputs or sub - parts for use in manufacture of 
parts mentioned at (a ) above . 
Inputs or parts for use in manufacture of 
wired headsets of mobile handsets 
including cellular phones ; 
Inputs or sub -parts for use in manufacture 
of parts mentioned at ( a ) above . 
Inputs or parts for use in manufacture of 
speakers of mobile handsets including 
cellular phones; 
Inputs or sub -parts for use in manufacture 
of parts mentioned at (a ) above . 


(b ) 


431D 


( a ) 


Nil 


85 or any other 
chapter 


(b ) 


431E 


( a )(a ) 


Nil 


- 


85 or any other 
chapter 


Parts , components and accessories for use 
in manufacture of broadband modem falling 
under tariff item 8517 62 30 ; 


431F 


(b ) Sub -parts for use in manufacture of items 

mentioned at (a ) above. 
(a ) Parts, components and accessories for use 

in manufacture of routers falling under 
tariff item 8517 69 30 ; 


Nil 


85 or any other 
chapter 


- 


(b ) Sub -parts for use in manufacture of items 

mentioned at (a) above . 


4316 


( a ) 


85 or any other 
chapter 


Parts , components and accessories for use in 
manufacture of set top boxes for gaining 
access to internet falling under tariff item 
8517 69 60 ; 


(b ) Sub - parts for use in manufacture of items 

mentioned at (a ) above . 


431H 


(a ) 


Nil 


85 or any other 
chapter 


Parts , components and accessories for 
manufacture of Digital Video Recorder 
(DVR )/ Network Video Recorder (NVR ) 
falling under 85 21 90 90 ; 
Sub -parts for use in manufacture of items 
mentioned at ( a ) above . 


(b ) 


4311 


Nil 


| 85 or any other 
chapter 


Parts , components and accessories for use in 
manufacture of reception apparatus for 
television but not designed to incorporate a 
video display falling under tariff item 8528 
71 00 ; 
sub - parts for use in manufacture of items 
mentioned at (a ) above . 


(b ) 


431J 


85 or any other 


Nil 


(a ) Parts , components and accessories for use in 

manufacture of CCTV Camera /IP camera 


[411 11 - 045 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


chapter 


falling under 8525 80 20 ; 
(b ) sub - parts for use in manufacture of items 

mentioned at (a ) above . 


431K 85 or any other (a ) Parts , components and accessories for use in 
chapter 

manufacture of lithium - ion batteries [other 
than batteries of mobile handsets including 
cellular phones] falling under tariff item 

8507 60 00 ; 
(b ) Sub -parts for use in manufacture of items 

mentioned at (a) above . 
( xli ) for the serial number 432 and entries relating thereto , the following shall be substituted , namely , 
(1) (2) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) 
432 T 8529 LCD ( Liquid Crystal Display ), LED (Light 

Nil 

- 
Emitting Diode ) or OLED (Organic LED ) panels 
for manufacture of Television 


(6 ) 
5” ; 


( xlii) 


against serial number 433, in column ( 3) for the figure and letters “ 1KW ” , the figures and letters “ 1.5KW ” 
shall be substituted ; 


(xliii) 


serial number 433A and the entries relating thereto shall be omitted ; 


(xliv ) 


after serial number 433B and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(2) 
Any Chapter 


(6 ) 
5 ” ; 


“ 433C 


Raw materials or parts for use in manufacture of 
e -Readers 


(xlv ) 


after serial number 435 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 2 ) 


(3) 


(4) 
5 % 


(5) 
- 


(6) 


“ 435A 


8609 00 00 


Refrigerated containers 


L 


(xlvi) 


against serial number 439, for the entry in column (5 ), the entry “ _” shall be substituted ; 


( xlvii ) 


against serial number 440 , - 
(a ) in column ( 3), for item (v ), the item “ (v ) Engine for xEV (hybrid electric vehicle );” shall be 

substituted ; 
(b ) for the entry in column (5 ), the entry “ _” shall be substituted ; 


( xlviii) 


serial number 441 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


(xlix ) 

( 1) 


( 2 ) 


(6 ) 


“ 448 


for serial number 448 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) 
88 or any other Parts, testing equipment, tools and tool-kits for Nil 
Chapter 

maintenance , repair , and overhauling of aircraft 
and parts thereof falling under heading 8802 by 
the units engaged in such activities. 


5 and 73” ; 


28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1)] 


(1) 


after serial number 448 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4) 
Nil 


(5 ) 
Nil 


(6 ) 
73A ” ; 


“ 448A 


All goods 


8802 ( except 
8802 60 00 ) 


( li) 

(1) 


(6) 


for serial number 459 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
(2) 

(3 ) 

(4) (5) 
89 or any other Capital goods and spares thereof, raw materials, Nil 
Chapter 

parts , material handling equipment and 
consumables, for repairs of ocean -going vessels 
by a ship repair unit. 


Explanation . - For the purpose of this entry , 
“ Ocean going vessels” includes 
(a ) liners; cargo -vessel of various kinds 
including refrigerator vessels for the transport of 
meat, fruit or the like , vessels specified for the 
transport of particular goods (grain , coal, ores or 
the like ); tankers (petrol, wine or the like ); 
yachts and other sailing vessels ; cable ships; ice 
breakers ; floating factories of all kinds (for 
processing whales, preserving fish or the like ) 
whale catchers ; trawlers and other fishing 
vessels ; life boats, scientific research vessels; 
weather ships ; vessels for the transportation or 
mooring of buoys ; pilot-boats ; hopper barges for 
the disposal of dredged material or the like ; 
(b ) war ships of all kinds including submarines ; 
(c ) tugs, dredgers , fire - floats and salvage ships; 
and 
(d ) oil rigs, drilling ships and jack -up rigs. 


( B ) after the Table , in the proviso , clauses (g ) and (h ) shall be omitted ; 


(C ) 


in the ANNEXURE, 


(i) 


after Condition No. 28 , the following condition shall be inserted 


Condition 

No. 


Conditions 


“ 28 A 


(a ) 


( ii) 


the goods are imported by a : 
(i) manufacturer of textile garments ; or 

merchant exporter tied up with supporting manufacturer of textile garments , for use in 
the manufacture of textile garments for export by that manufacturer directly or through 
a merchant exporter, as the case may be , and that the said manufacturer or merchant 
exporter is registered with the Apparel Export Promotion Council or the Synthetic and 
Rayon Textile Export Promotion Council ; 


[ 911 11 - ous 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) the entitlement certificate issued by the respective export promotion councils shall carry the 
name of supporting manufacturers along with the name of the merchant exporter in case the goods 
are exported by a merchant exporter ; 
( c) the total value of goods imported shall not exceed one per cent. of the Free on Board (FOB ) 
value of textile garments exported during the preceding financial year ; 
Provided that total value of goods imported in the remaining part of the financial year 2015 - 16 shall 
not exceed one-twelfth of one per cent. of the FOB value of textile garments exported during the 
financial year 2014 - 15 . 


(d ) the importer produces a certificate from the Apparel Export Promotion Council or the Synthetic 
and Rayon Textile Export Promotion Council, as the case may be, certifying the value of exports 
made during the financial year mentioned in clause (c ) above , and that the fabrics under import are 
not manufactured in India , and also the value and quantity of goods already imported under this 
notification during the current financial year. 


(ii) 


after Condition No. 40 , the following condition shall be inserted , namely : 


Condition 


Conditions 


No. 


40A 


If, 
(a ) 


the goods are imported by, 
(i) the Oil and Natural Gas Corporation or Oil India Limited (hereinafter referred to as the 

“ licensee” ) or a sub -contractor of the licensee and in each case in connection with petroleum 
operations to be undertaken under petroleum exploration licenses or mining leases , as the case 
may be, granted by the Government of India or any State Government on nomination basis; 


or 


( ii ) an Indian Company or Companies , a Foreign Company or Companies , or a consortium of an 

Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred 
to as the “ contractor ” ) or a sub - contractor of the contractor and in each case in connection 
with petroleum operations to be undertaken under a contract with the Government of India ; 

or 
(iii ) an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies , or a consortium of an 

Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred 
to as the “ contractor” ) or a sub -contractor of such Company or Companies or such 
consortium and in each case in connection with petroleum operations or coal bed methane 
operations, as the case may be, to be undertaken under a contract signed with the 
Government of India , on or after the 1st day of April, 1998 , under the New Exploration 
Licensing Policy , or on or after the 1st day of April 2001 in terms of the Coal Bed Methane 
Policy, or on or after the 14th day of October , 2015 in terms of the Marginal Field Policy, as 

the case may be ; 
(b ) where the importer, 
(i) is a licensee, he produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant 

Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation , the following, 
namely , a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro 
Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India , to the effect 
that the imported goods are required for petroleum operations referred to in sub -clause (i) 
of clause (a) and have been imported under the licences referred to in that sub -clause ; 
is a contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant 
Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation , the following, 
namely : 
(1 ) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons 

in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India , to the effect that 
the imported goods are required for 
A . petroleum operations referred to in sub -clause (ii ) of clause (a ) and have been 

imported under the contract referred to in that sub - clause , or 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


B . 


petroleum operations or coal bed methane operations referred to in sub - clause 
( iii ) of clause (a ), as the case may be, and have been imported under a contract 
signed under the New Exploration Licensing Policy or the Coal Bed Methane 
Policy or the Marginal Field Policy , as the case may be; and 


(c ) 


( 2 ) a certificate , in the case of a contract entered into by the Government of India and a 

Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an 
Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign 
exchange remittance is made for the imports of such goods undertaken by such Foreign 

Company or Companies ; 
where the importer is a sub - contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Customs or the 
Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation , the following, 
namely: 

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons 

in the Ministry of Petroleum and NaturalGas, Government of India , to the effect that the 

imported goods are required for : 
( 1 ) petroleum operations referred to in sub - clause (i) of clause (a ) and have been imported 

under the licenses or mining leases , as the case may be, referred to in that sub -clause 

and containing the name of such sub - contractor, or 
( 2) petroleum operations referred to in sub - clause ( ii ) of clause (a ) and have been imported 

under the contract referred to in that sub - clause and containing, the name of such sub 

contractor , or 
( 3) petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be , referred to in 

sub - clause ( iii ) of clause (a ) and have been imported under a contract signed under the 
New Exploration Licensing Policy or the Coal Bed Methane Policy or the Marginal 
Field Policy , as the case may be, and containing the name of such sub -contractor; 
an affidavit to the effect that such sub -contractor is a bona- fide sub -contractor of the 
licensee or lessee or contractor , as the case may be ; 

an undertaking from such licensee or lessee or contractor , as the case may be , binding 
him to pay any duty , fine or penalty that may become payable , if any of the conditions of 
this notification are not complied with by such sub -contractor or licensee or lessee or 
contractor , as the case may be; and 

a certificate , in the case of : 
(1) a petroleum exploration license or mining lease , as the case may be , granted by 

the Government of India or any State Government on nomination basis, that no 
foreign exchange remittance is made for the import of such goods undertaken by 
the sub - contractor on behalf of the licensee or lessee , as the case may be ; or 


( ii ) 


( 2 ) 


a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or 
Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company 
or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange 
remittance is made for the import of such goods undertaken by the sub 

contractor on behalf of the Foreign Company or Companies: 
Provided that nothing contained in this sub -clause shall apply if such sub -contractor is an 

Indian Company or Companies ; 
( d ) where the goods so imported by the licensee or a sub - contractor of the licensee, or the contractor or a 

sub - contractor of the contractor are sought to be transferred , the importer produces to the Deputy 
Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the 
time of such transfer, the following , namely : 

a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons 
in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India , to the effect that the 
said goods may be transferred in the name of another sub - contractor of the licensee or 
another licensee or a sub - contractor of such licensee , or another sub - contractor of the 
contractor or another contractor or a subcontractor of such contractor (hereinafter 
referred to as the “ transferee ” ) and that the said goods are required for petroleum 
operations to be undertaken under : 


( 1 ) 


[ 911 11 - ous 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 


(I) petroleum exploration or mining leases referred to in sub -clause (i) of clause 

( a ), or 
(II ) petroleum operations to be undertaken under a contract referred to in sub 

clause ( ii ) of clause (a ), or 
( III) petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be , to be 

undertaken under a contract referred to in sub -clause (iii) of clause (a ) 


undertaking from the transferee to comply with all the conditions of the notification , 
including that he shall pay duty, fine or penalty that may become payable, if any of the 
conditions of the notification are not complied with by himself, where he is the licensee / 
contractor or by the licenseel contractor of the transferee where such transferee is a sub 
contractor; 


(3 ) 


a certificate , - 

in the case of a petroleum exploration license or mining lease, as the case may 
be, granted by the Government of India or any State Government on nomination 
basis , that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods 
undertaken by the transferee on behalf of the licensee or lessee , as the case may 
be ; 


( IT) 


in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign 
Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an 
Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no 
foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken 
by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case 

may be : 
Provided that nothing contained in this sub -clause shall apply if such transferee is an Indian 
Company or Companies.” ; 


(iii ) 


Condition Nos. 41, 43 and 44 shall be omitted ; 


( iv ) 


against Condition No. 73 , for the Conditions , the following shall be substituted , namely : 


“ If, 


A . 


Imported by units registered with Director General of Civil Aviation (DGCA ) in the Ministry of Civil 
Aviation , for maintenance, repair , or overhauling of 

(a ) Aircraft registered in India ; or 
(b ) Aircraft not registered in India , which are brought into India for the purpose of flight to or 

across India , or for the purpose of , maintenance , repair or overhauling and which are 
intended to be removed from India within six months or for such periods as extended by 

DGCA , as the case may be . 
The units registered with DGCA for maintenance, repair, or overhauling of aircraft , shall submit 
documents duly certified by DGCA , indicating such parts , testing equipment, tools and tool- kits as aircraft 
parts , testing equipment, tools and tool- kits .” 


(v) 


after Condition No . 73, the following condition shall be inserted , namely: 


Condition 


Conditions 


No. 


73A 


( a ) If, imported for maintenance , repair or overhauling of aircraft, not registered or intended to 

be registered in India , but to be removed from India within six months or as extended by the 

Director General of Civil Aviation in the Ministry of Civil Aviation ; and 
(b ) carries passengers in the flight at the beginning and end of the stay period in India , but 

undertakes no commercial flights during the stay period . 


( vi) 


Condition No . 79 shall be omitted ; 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


( D ) 


( E ) 


Lists 13 and 14 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
in List 21, items (4 ), (5 ), (7), (9 ), ( 10 ), ( 11) and (17) and entries relating thereto shall be omitted ; 

in List 32, in item (E ), for sub - item ( 3), the following shall be substituted , namely : 
“ ( E ) ( 3) Braille paper” ; 


( 1 ) 


(5 ) 


after List 33 and the entries relating thereto , the following List shall be inserted , namely: 

“ List 34 
Land Seismic Survey Equipment and accessories, requisite vehicles including those for carrying the 
equipment, seismic survey vessels, global positioning system and accessories, and other materials required 
for seismic work or other types of Geophysical and Geochemical surveys for onshore and offshore 
activities. 
All types of drilling rigs, jackup rigs , submersible rigs , semi-submersible rigs, drill ships, drilling barges, 
shot-hole drilling rigs, mobile rigs, workover rigs consisting of various equipment and other drilling 
equipment required for drilling operations, snubbing units , hydraulic workover units , self elevating 

workover platforms, Remote Operated Vessel (ROV ). 
(3 ) Helicopters including assemblies/parts . 

All types ofmarine vessels to support petroleum operations including work boats, barges, crew boats , tugs, 
anchor handling vessels, lay barges and supply boats, marine ship equipment including water maker , DP 
system and Diving system . 
All types of equipment/ units for specialised services like diving, cementing, logging , casing repair , 
production testing , simulation and mud services, oil field related lab equipment, reservoir engineering, 
geological equipment, directional drilling, stimulation , Coil Tubing units , Drill Stem Testing (DST ), data 
acquisition and processing, solids control, fishing (as related to downhole retrieval in oil field operations or 
coal bed methane operations ), well control , blowout prevention ( BOP ), pipe inspection including Non 
Destructive Testing , coring, gravel pack , well completion and workover for oil / gas/ CBM wells including 

wireline and downhole equipment. 
(6 ) All types of casing pipes, drill pipes, production tubing, pup joints , connections, coupling, kelly , cross overs 

and swages, Drive Pipes. 
(7) All types of drilling bits, including nozzles, breakers and related tools . 

All types of oil field chemicals or coal bed methane chemicals including synthetic products used in 
petroleum or coal bed methane operations , oil well cement and cement additives, required for drilling, 
production and transportation of oil or gas. 
Process , production and well platforms/ installation for oil , gas or CBM and water injection including items 
forming part of the platforms/ installation and equipment required like process equipment, turbines, pumps, 
generators , compressors , primemovers, water makers , filters and filtering equipment, telemetery, 

telecommunication , tele -control and other material required for platforms/ installations. 
(10 ) Line pipes for flow lines and trunk pipelines including weight- coating and wrapping . 
(11) Derrick barges, Mobile and stationary cranes, trenchers , pipelay barges, cargo barges and the like required in 

the construction / installation of platformsand laying of pipelines. 
( 12) Single buoy mooring systems, mooring ropes, fittings like chains, shackles, couplings marine hoses and oil 

tankers to be used for oil storage and connected equipment, Tanks used for storage of oil, condensate, coal 

bed methane, water, mud , chemicals and related materials . 
( 13 ) All types of fully equipped vessels and other units /equipment required for pollution control, fire prevention , 

fire fighting , safety items like Survival Craft, Life Raft, fire and gas detection equipment, including H2S 

monitoring equipment. 
( 14 ) Mobile and skid mounted pipe laying, pipe testing and pipe inspection equipment. 
(15 ) All types of valves including high pressure valves. 
( 16 ) Communication equipment required for petroleum or coal bed methane operations including synthesized 

VHF Aero and VHF multi channel sets/ VHF marine multi channel sets . 
(17 ) Non - directional radio beacons, intrinsically safe walkie -talkies, directional finders , EPIRV , electronic 

individual security devices including electronic access control system . 
(18 ) Specialized antenna system , simplex telex over radio terminals , channel micro wave systems, test and 

measurement equipment. 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


33 


( 19 ) X -band radar transponders, area surveillance system . 
(20 ) Common depth point (CDP) cable, logging cable, connectors, geo -phone strings, perforation equipment and 

explosives 
(21 ) Wellhead and christmas trees, including valves, chokes, heads spools , hangers and actuators, flexible 

connections like chicksons and high pressure hoses, shut down panels. 
( 22 ) Cathodic Protection Systems including anodes. 
(23 ) Technical drawings , maps, literature, data tapes, Operational and Maintenance Manuals required for 

petroleum or coalbed methane operations. 
( 24 ) Sub- assemblies, tools, accessories , stores , spares, materials, supplies, consumables for running, repairing or 

maintenance of the goods specified in this List.” . 


[ F. No. 334/ 8/ 2016- TRU] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy. 
Note.- The principal notification No. 12/ 2012 - Customs , dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S .R . 185 (E ), dated the 17th March , 2012 and 
last amended by notification No . 10 /2016 -Customs, dated the 17th February , 2016 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section (i) vide number G .S . R 177( E ), dated the 17th February, 2016 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 13/ 2016-सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 207( अ ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 171/93-सीमाशुल्क, तारीख 16 सितम्बर, 1993, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 
3, उपखंड (i) में , सा . का .नि . सं0 610( अ), तारीख 16 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में ,-- 


( क ) परन्तुक में " दस हजार " शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख ) स्पष्टीकरण में " दस हजार " शब्दों के स्थान पर, " बीस हजार " शब्द रखे जाएंगे; 


[ फा.सं. 334/8/ 2016-टीआरयू ] 


अनुराग सहगल, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 171/ 93 - सीमाशुल्क, तारीख 16 सितम्बर , 1993 भारत के राजपत्र , असाधारण , में सा. का . नि . सं. 
610( अ) तारीख 16 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 28/ 2008 -सीमाशुल्क , 1 मार्च, 2008 द्वारा , 
सा . का . नि . सं . 127 ( अ ) तारीख 1 मार्च, 2008 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 13 / 2016 - Customs 


G . S . R .207 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 of the Customs Act , 1962 
(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), No. 171/93 - Customs, dated the 16th September , 1993, published in the Gazette of India , Extraordinary, 
Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide G . S .R .610 (E ), dated 16h September, 1993, namely : 

In the said notification , 
(a ) in the proviso , for the words “ rupees ten thousand ” , the words “ rupees twenty thousand ” shall be 

substituted ; 


(b ) in the Explanation , for the words “ rupees ten thousand ” , the words “ rupees twenty thousand ” shall be 

substituted . 


[ F. No. 334/8/ 2016 - TRU] 
ANURAG SEHGAL, Under Secy . 


Note : - The principal notification No . 171/93 -Customs, dated the 16th September, 1993 was published in the Gazette 
of India , Extraordinary , vide G . S . R . 610 ( E ), dated the 16th September, 1993 and last amended by notification 
No. 28 /2008 - Customs, dated the 1st March , 2008, published vide number G . S . R . 127 ( E ), dated the 1st March , 2008 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 14/ 2016 - सीमाशुल्क 
सा. का. नि. 208 ( अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 39/ 96 -सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996 में, जो भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का. नि . 
291( अ), तारीख द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में ,-- 


(i) सारणी में , क्रम सं0 9, 9क, 10, 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


(ii ) पैरा 2 की मद (ix ) में , " 9क, 10क," अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी । 


[ फा .सं. 334/8/ 2016-टीआरयू ] 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 39/ 96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 , भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) 
में सं . सा . का . नि . 291 ( अ), तारीख 23 जुलाई , 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 56/ 2015 -सीमाशुल्क , तारीख 11 
दिसम्बर , 2015 द्वारा , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं . सा . का . नि . 964( अ ), तारीख 11 दिसम्बर , 
2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


35 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

___ No. 14/ 2016 - Customs 
G . S .R .208 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 39 /96 - Customs, dated the 23rd July, 1996 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide number G . S. R . 291 (E ), dated the 23rd July , 1996 , namely: 
In the said notification , 

(i) in the TABLE, serial numbers 9 , 9A , 10 , 10A and the entries relating thereto shall be omitted; 
( ii ) 

in paragraph 2 , in item (ix ), the figures and letters “ 9A , 10A ,” shall be omitted . 
This notification shall come into force with effect from the 1st day of April , 2016 . 

[ F. No . 334/ 8/ 2016 -TRU] 


ANURAG SEHGAL , Under Secy. 


Note :- The principal notification No. 39 / 96 -Customs dated the 23rd July , 1996 was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part -II , Section 3, Sub -section (i) vide number G . S. R. 291 ( E), dated the 23rd July, 1996 and 
last amended vide notification No . 56 / 2015 -Customs, dated the 11th December , 2015 , published in Gazette of India , 
Extraordinary Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide number G .S . R . 964 (E ), dated the 11th December, 2015 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 15/ 2016-सीमाशुल्क 


सा . का .नि . 209 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 27/ 2011- सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 1 
मार्च, 2011 में सा . का . नि. 153( अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है,अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना की सारणी में , 


(i) क्रम सं . 20क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


" 20क 


कुछ नहीं "; 


2601 11 21 , 

सभी माल 
2601 1122 , 
2601 11 41 , 
2601 1142 
(ii ) क्रम सं . 24क के सामने स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर , “ 15 प्रतिशत ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


(iii ) क्रम सं . 24ख के सामने स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर , " 15 प्रतिशत ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


(iv) क्रम सं . 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 

अर्थात् :-- 
" 24खक 2610 क्रोमियम अयस्क और सभी प्रकार के सांद्र 

कुछ नहीं "; 


[ फा . सं . 334/8/ 2016 -टीआरयू ] 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/ 2011- सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) 
में सा . का . नि . 153( अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 1/ 2016- सेवा कर, तारीख 4 जनवरी , 
2016 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 4( अ ), तारीख 4 जनवरी, 2016 द्वारा अंतिम 
संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 15 /2016 – Customs 
G .S . R . 209 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 27 / 2011-Customs, dated the 1st March , 2011 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, vide number G .S .R . 153 ( E ), dated the 1st March , 2011 , namely : 

In the said notification , in the Table , 
(i) for serial number 20A and the entries relating thereto , the following shall be substituted, namely: 
| "20A 2601 11 21, 2601 11 22 , All goods 

Nil "; 
2601 11 41, 2601 11 42 


(ii ) 


iii ) 


against serial number 24A, forthe entry in column( 4), the entry “15 % " shall be substituted ; 

against serial number 24B , for the entry in column (4 ), the entry “ 15 % ” shall be substituted ; 
(iv ) after serial number 24B and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 

inserted , namely : 
| "24BA | 2610 | Chromiumores and concentrates, all sorts. 

Nil ". । 


- [ . No .334/8/ 2016 -TRU] 
ANURAG SEHGAL , Under Secy. 


Note .- The principal notification No. 27 /2011 - Customs, dated the 1st March , 2011 was published in the Gazette of 
India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G. S . R. 153( E ), dated the 1st March, 2011 and last 
amended vide notification No .1 /2016 - Customs, dated the 4th January , 2016 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i) vide number G .S . R . 4 ( E ), dated the 4th January , 2016 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 16/ 2016- सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 210( अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/2012-सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 में , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 
3, उपखंड (i) में , सा . का .नि . 194( अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना की सारणी में ,-- 


( क ) क्रम सं . 1 के सामने स्तंभ 3 में "सभी माल" शब्दों के पश्चात् " मोबाइल फोन और टेबलेट कंप्यूटर के पापुलेटेड मुद्रित 

परिपथ बोर्ड ( पीसीबी )" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 


[ भाग || - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


37 


( ख ) क्रम सं0 14क और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा ; 


( ग) क्रम सं0 14घ के सामने स्तंभ 3 में "[सिवाय पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड ( पीसीबी)] कोष्ठक , शब्द और अक्षर के 

स्थान पर, “सिवाय सेलुलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों के चार्जर/ अडेप्टर , बैटरी और तार वाले हैडसेट और स्पीकर 
तथा पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड( पीसीबी) के लिए उपलब्ध नहीं होगी " ; 


( 4 ) 


" 82क . 


क्रम सं0 45क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, 

अर्थात् :-- 
| (1 ) (2 ) 

( 3 ) 
" 45कक . 2902 4100 थैलिक और एनहाइड्राइड के विनिर्माण में उपयोग 2 % मल्यानसार " 

के लिए ओक्सीलिन : 
परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क ( उत्पाद- शुल्क्य 
मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर 
पर मालों का आयात) नियम , 1996 में अधिकथित 

प्रक्रिया का पालन करेगा । 
( ङ ) क्रम सं0 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्रलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, 

__ अर्थात् :-- 
| (1) ( 2 ) 

( 3 ) 
84, 85 या 90 अर्द्धचालक और लिक्विड डिस्पले ( एलसीडी ) को शून्य 

तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी, 
वैद्युत उपस्कर , अन्य उपकरण और उनके पुर्जे 
[ पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड को छोड़ कर ] : 
परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट , अधिसूचना 
सं0 12/ 2012- सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 

2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अधीन होगी । 
82ख . 84 , 85 या 90 अर्द्धचालक चिपों के संयोजन , परीक्षण ,चिह्नांकन 

और पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी, वैद्युत 
उपस्कर , अन्य उपकरण और उनके पुर्जे [ पापुलेटेड 
मुद्रित परिपथ बोर्ड को छोड़ कर ] : 
परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट , अधिसूचना 
सं0 12/ 2012- सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 

2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अधीन होगी । 
( च ) क्रम सं0 85 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी , 

अर्थात् :-- 


शून्य " 


| (1) 

" 85क. 


( 4 ) 
2 % " 


70 


(2) 

( 3 ) 
8473 30 या 8517 | मोबाइल फोनों और टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण 

में उपयोग के लिए पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड 
( पीसीबी) : 
परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट , अधिसूचना 
सं0 12/ 2012- सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 
2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अधीन होगी । 


[ फा .सं . 334/8/ 2016-टीआरयू] 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


feuqor : fra HRT # 276147 , SHTETUT , ATT II, DE 3, 34es ( ) # . HT. T.F . 194( 37),arta 17 href, 2012 
SRT Tohlfara ait to BT HT # . 11 /2015 -- THT [ret , arta 1 HT , 2015 , # T. A . Fa . 133 (37), arata 1 HTT, 
2015 art sifahar Feifaa Teofil 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 16 /2016 – Customs 
G .S . R . 210 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 21/ 2012 - Customs, dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 194 ( E ), dated the 17th March , 2012 , namely : 


In the said notification , in the Table , - 
(a ) against serial number 1, in column (3), after the words “ All goods” , the words, brackets and letters “ except 

populated Printed Circuit Boards ( PCBs) of mobile phones and tablet computer” shall be inserted ; 
(b ) serial number 14A and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(c) against serial number 14D , in column (3), for the brackets , words and letters, “ [except populated Printed 

Circuit Boards (PCBs], the words, letters and brackets , “ except charger or adapter, battery , wired headsets and 
speakers of mobile handsets including cellular phones and populated Printed Circuit Boards[ PCBs] shall be 
substituted ; 


(d ) after serial number 45A and the entries relating thereto , the following serial number, and the entries shall be 

inserted , namely : 


( 1 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(2 ) 
2902 41 00 


“ 45AA 


2 % ad 
valorem " ; 


0 - xylene for use in manufacture of phthalic anhydride : 

Provided that the importer shall follow the procedure set out in 
the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for 
Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996 . 


(e ) after serial number 82 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 

inserted , namely: 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


“ 82A84 , 85 or 90 


Nil 


Machinery , electrical equipments, other instruments and their parts 
[ except populated Printed Circuit Boards] for use in fabrication of 
semiconductor wafer and Liquid Crystal Display (LCD ) 

Provided that the importer shall follow the procedure set 
out in the Customs( Import of Goods at Concessional Rate of Duty 
for Manufacture of Excisable Goods) Rules , 1996 . 
Machinery , electrical equipments , other instruments and their parts 
[except populated Printed Circuit Boards] for use in assembly , 
testing, marking and packaging of semiconductor chips 

Provided that the importer shall follow the procedure set out in 
the Customs (Import ofGoods at Concessional Rate of Duty for 
Manufacture of Excisable Goods) Rules , 1996 . 


82B 


84, 85 or 90 


Nil” ; 


(f) after serial number 85 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 

inserted , namely: 


[ भाग || - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Populated Printed Circuit Boards ( PCBs) for use in manufacture of 
tablet computers and mobile handsets including cellular phones , 


" 85A 


8473 30 or 
8517 70 


2 % " 


Provided that the importer shall follow the procedure set out 
in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for 
Manufacture of Excisable Goods ) Rules, 1996 . 


[ F. No . 334 /8 / 2016-TRU] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy. 
Note : The principal notification No. 21 /2012 -Customs, dated the 17th March , 2012 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , sub -section (i), vide number G . S . R . 194 ( E ), dated the 17th March , 2012 and last 
amended by notification No. 11/ 2015 -Customs dated the 1st March , 2015 vide number G . S .R . 133 ( E ), dated the 1st 
March, 2015 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 17/ 2016 - सीमाशुल्क 


सा . का. नि .211( अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी , 1999, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, 
उपखंड (i)में सा. का.नि. सं0 161 (अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी ,में निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की सारणी की सूची क में ,-- 


(i) क्रम सं0 93 के सामने, स्तंभ ( 4) में की विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् " सब- मिनिएचर फ्यूज , सूक्ष्म फ्यूज , पुन :नियतनीय फ्यूज 

और तापीय फ्यूज" शब्द जोड़े जाएंगे ; 
(ii) क्रम सं0 190 के सामने स्तंभ (4) में की विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् "सब-मिनिएचर फ्यूज, सूक्ष्म फ्यूज , पुन :नियतनीय फ्यूज 

और तापीय फ्यूज " शब्द जोड़े जाएंगे ; 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . सं .161( अ ) तारीख 28 फरवरी , 
1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 16/ 2012 -सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 , सा . का . नि . सं . 189 ( अ ) तारीख 
17 मार्च, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 1st March, 2016 


No. 17 /2016 – Customs 


G .S . R . 211 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(Department of Revenue ) No. 25 /99 - Customs, dated the 28th February , 1999, published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , sub -section (i) vide number G . S .R . 161( E ), dated the 28th February , 1999 , namely : 

Inthe said notification, in thetable, in list A, 
(i) against serial number 93, in column (4 ), after the words, “ Thermistors , varistors ” , the words and figures 

" sub -miniature fuses, micro fuses , resettable fuses and thermal fuses” shall be inserted ; 


( ii ) against serial number 190, in column (4 ), after the words and figures, “ blade fuses 1 to 40 Amps , the words 

“ sub -miniature fuses, micro fuses, resettable fuses and thermal fuses ” shall be inserted . 


[ F. No .334/ 8/ 2016 -TRU ] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy. 
Note: The principal notification No . 25 /99 - Customs , dated the 28th February , 1999 was published inthe Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section - 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 161( E ), dated the 28th February , 1999 and 
last amended by notification No 16 /2012 -Customs dated the 17th March , 2012 vide number G . S . R . 189 ( E ) dated the 
17th March, 2012 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 18/ 2016-सीमाशुल्क 


सा . का .नि .212 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/ 2002 -सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 में , जो भारत के राजपत्र, असाधारण में , सा . का . नि . 
सं0 122( अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम संख्यांक 64 और स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-- 
"कांच और चीनी मिट्टी कारटिज फ्यूज़, ब्लेड फ्यूज़ , स्वचालित फ्यूज़, पृष्ठधारक फ्यूज़ , सब - मिनिएचर फ्यूज़ , सूक्ष्म फ्यूज़ , 
पुन :नियतनीय फ्यूज़ तथा तापीय फ्यूज़ " । 

[ फा.सं. 334 /8/ 2016-टीआरयू] 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . सं.122 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2002 
द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं .22/ 2010- सीमाशुल्क , तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा , सा . का . नि . सं . 135( अ) तारीख 
27 फरवरी , 2010 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 18/ 2016 - Customs 
G . S. R. 212 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue), No . 25 / 2002 -Customs , dated the 1st March, 2002 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide number G . S .R . 122 ( E ), dated the 1st March , 2002 , namely : 

In the said notification , in the table, against serial number 64 , for the entries in column (3 ), the following shall 
be substituted , namely: 
“ Glass and ceramic cartridge fuses, blade fuses , automotive fuses, surface mount fuses, sub -miniature fuses, micro 
fuses, resettable fuses and thermal fuses” . 

[ F. No . 334/8/ 2016 -TRU ] 
ANURAG SEHGAL , Under Secy . 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


41 


Note: The principal notification No. 25 /2002 - Customs, dated the 1st March , 2002 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section - 3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 122 ( E ), dated the 1st March , 2002 and last 
amended by notification No 22 /2010 -Customs dated the 27th February , 2010 vide number G . S .R . 135 ( E ) dated the 27th 
February , 2010 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 19/ 2016 - सीमाशुल्क 


सा . का .नि . 213( अ).- केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 24/ 2005 - सीमाशुल्क , तारीख 01 मार्च, 2005 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2 , खंड 
3, उपखंड (i) में सा . का .नि . सं0 122( अ), तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं0 39 के सामने स्तंभ ( 3) में , " सभी माल" शब्दों के पश्चात् “ मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत 
सेलुलर फोन है, के चार्जर या एडेप्टर , बैटरी और तारयुक्त हैडसेट और स्पीकर भी हैं और सौर पायित कांच या सौर पायित 
( परावर्तक - रोधी लेपित ) कांच हैं " शब्द और कोष्ठक अंत : स्थापित किए जाएंगे । 


[ फा . सं . 334 / 8/ 2016 -टीआरयू 


अनुराग सहगल, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . सं .122 ( अ) तारीख 01 मार्च, 2005 
द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 11/ 2014- सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा , सा . का . नि . सं . 458( अ) तारीख 
11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 19/ 2016 - Customs 
G .S . R .213 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962 ), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue) No . 24/ 2005 - Customs, dated the 1st March, 2005 , published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S .R . 122( E ), dated the 1st March , 2005 , namely : 


In the said notification , in the table , against serial number 39 , in column ( 3 ), after the words “ All goods” , the 
words and brackets “ except charger or adapter, battery , wired headsets and speakers of mobile handsets including 
cellular phones and solar tempered glass or solar tempered (anti- reflective coated ) glass ” shall be inserted . 


[ F. No. 334/ 8 / 2016-TRU] 


ANURAG SEHGAL , Under Secy. 


Note : The principal notification No . 24 / 2005-Customs, dated the 1st March , 2005 was published in the Gazette of 
India, Extraordinary , Part II , Section -3 , Sub - section (i), vide number G . S .R . 122 ( E ), dated the 1st March , 2005 and last 
amended by notification No 11/2014 - Customs, dated the 11th July, 2014 vide number G . S . R . 458 ( E ), dated the 11th 
July, 2014 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 20/ 2016 -सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 214(अ). केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 
157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है, अर्थात् : 


1. (1 ) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात ( संशोधन ) विनियम , 2016 है । 

( 2) ये 1 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होंगे । 


2. परियोजना आयात विनियम , 1986 की सारणी में , क्रम सं0 3ज के सामने में की प्रविष्टि में शीर्ष , " संयंत्र या परियोजना का 
नाम” के अधीन “ शीतागार , शीत कक्ष (जिसके अन्तर्गत कृषि स्तरीय पूर्व प्रशीतन भी हैं )" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर " शीतागार 
श्रंखला, जिसके अन्तर्गत शीतागार , शीत कक्ष (जिसके अन्तर्गत कृषि स्तरीय पूर्व प्रशीतन भी हैं ), शीतागार श्रृंखला जिसके अंतर्गत पूर्व 
प्रशीतन इकाई , पैक हाउस , छंटाई और श्रेणीकरण लाइन और पक्कन कक्ष भी हैं " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


अनुराग सहगल, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 230/86- सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल , 1986, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) 
में , सं. सा . का . नि . 580( अ ) तारीख 3 अप्रैल , 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 25/ 2014-सीमाशुल्क , 11 जुलाई , 
2014, सा . का . नि . सं . 472( अ ) तारीख 11 जुलाई , 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1stMarch , 2016 

No. 20/ 2016 - Customs 
G .S . R . 214 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) , 
the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports 
Regulations, 1986 , namely : 
1 . ( 1 ) These regulations may be called the Project Imports ( Amendment ) Regulations, 2016. 

( 2) They shall come into force on the 1st day ofMarch , 2016 . 
2 . In the Project Imports Regulations, 1986 , in the table , against serial number 3H , in the entry under heading ‘Name 
of the Plant or Project, for the words, “ Cold storage , cold room ( including for farm level pre -cooling )” , the words and 
brackets , “ Cold storage, cold room (including for farm level pre -cooling) , cold chain including pre - cooling unit, 
packhouses, sorting and grading lines and ripening chambers” shall be substituted . 

[ F. No. 334/ 8/ 2016- TRU ] 

ANURAG SEHGAL, Under Secy. 
Note : The principal notification No. 230 / 1986 -Customs, dated the 3rd April , 1986 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section -3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 580 ( E ), dated the 3rd April, 1986 and last 
amended by notification No. 25 / 2014 -Customs dated the 11th July , 2014 vide number G .S . R . 472 (E ) dated the 11th 
July , 2014. 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


43 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 21/ 2016-सीमाशुल्क 
सा. का. नि . 215 ( अ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 
संख्या 9801 की उपमद ( 6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 42/ 96 -सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 में , जो सा . का . नि .सं0 294( अ) तारीख 
23 जुलाई , 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित है, निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 41 के सामने विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए " शीतागार, शीतकक्ष (जिसके अंतर्गत कृषि स्तर 
पूर्व शीतक भी है)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर , " शीतागार, शीतकक्ष (जिसके अंतर्गत कृषि स्तरीय पूर्व प्रशीतन भी है), पूर्व प्रशीतन 
इकाई , प्रशीत श्रृंखला, जिसके अंतर्गत पूर्व प्रशीतन इकाई , पैक हाउस , छंटाई और श्रेणीकरण लाइन और पक्वन कक्ष भी है " शब्द और 
कोष्ठक रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


अनुराग सहगल, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . सं.294( अ) तारीख 23 जुलाई, 
1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 17/ 2012-सीमाशुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा , सा . का . नि . सं . 190 ( अ ) 
तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 21/ 2016 – Customs 
G .S .R .215 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - item (6 ) of heading No. 98 .01 of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic 
development of the country , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 42 / 96 -Customs, dated the 23rd July , 1996 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R . 294 ( E ), dated the 23rd July , 
1996, namely: 

____ In the said notification, for the project specified against serial number 41 , for the words, “ Cold storage, cold 
room ( including for farm level pre -cooling)” , the words and brackets “ Cold storage , cold room (including for farm level 
pre - cooling), cold chain including pre- cooling unit , packhouses, sorting and grading lines and ripening chambers” shall 
be substituted. 

__ [ E. No. 334/ 8/ 2016- TRU] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy . 
Note : The principal notification No. 42 /96 - Customs, dated the 23rd July , 1996 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , Part II , Section-3 , Sub -section (i), vide number G. S . R. 294( E), dated the 23rd July, 1996 and last 
amended by notification No. 17 / 2012 -Customs dated the 17th March , 2012 vide number G . S .R . 190 ( E ) dated the 
17th March, 2012. 


44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i)] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 22/ 2016- सीमाशुल्क 


सा . का. नि . 216 ( अ).- केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 81/ 2005- सीमाशुल्क , तारीख 8 सितंबर, 2005 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं0 569( अ ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती 


है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , शर्त (ii) के परंतुक के पश्चात् , निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा,-- 


या 


" परंतु नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की बाबत , आयातकर्ता, यथास्थिति , 
उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त , सीमाशुल्क के समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है कि परियोजना के चालू होने की 
तारीख से अन्यून दस वर्ष के लिए नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए आयातकर्ता और शहरी स्थानीय निकाय के बीच 
विधिमान्य करार है। " 


[ फा . सं . 334 / 8/ 2016 -टीआरयू 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का .नि . सं. 569( अ) तारीख 8 सितंबर , 2005 
द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 13/ 2014-सीमाशुल्क , तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा , सा . का .नि .सं. 460( अ) तारीख 
11 जुलाई , 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 22/ 2016 - Customs 


G . S . R . 216 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act, 
1962(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 81 /2005 - Customs, dated the 8th September, 2005 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i) vide number G .S . R .569( E ), dated the 8th September, 2005, namely : 

In the said notification, after proviso to the condition ( ii ), the following shall be inserted : 

“ Provided further that this condition shall not apply to the power generation projects based on municipal and 
urban waste , if the importer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant 
Commissioner of Customs, as the case may be, that there is a valid agreement between the importer and urban local 
body for processing of municipal solid waste for not less than ten years from the date of commissioning of project;" 

[ E. No . 334/8/2016-TRU] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy . 
Note: The principal notification 81/2005 - Customs, dated the 8th September, 2005 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II, Section - 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R .569 (E ), dated the 8th September, 2005 and 
last amended by notification No. 13 /2014 - Customs dated the 11th July , 2014 vide number G . S .R . 460 ( E ) dated the 11th 
July, 2014. 


[ भाग || - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


45 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 

सं . 23/ 2016 -सीमाशुल्क 
सा . का .नि .217( अ). केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 72/94-सीमाशुल्क, तारीख 
1 मार्च, 1994 को , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . सं0 184 ( अ), तारीख 1 मार्च, 1994 
द्वारा प्रकाशित की गई थी , उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप 
किया गया था , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) 
की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले वायुयान के पुों को , जब उनका मानक विनिमय स्कीम के अधीन भारत में आयात किया जाता 
है, उन पर उदग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से , जितना उस सीमाशुल्क से अधिक है, जो उन पर उस समय उदग्रहणीय होता यदि उक्त पुर्जी 
का मूल्य दोनों ओर की मानक विनिमय लागत , बीमा और भाड़ा प्रभारों को जोड़ कर तय किया जाता, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते 
हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-- 

ऐसे पुों की मरम्मत की गई है या उनका ओवरहाल किया गया है या उन पुों का मरम्मत या ओवरहाल के लिए आयात 
किया गया है और वे नए पुर्जे नहीं हैं ; 


स 


स 


(i) 


आयातकर्ता और निर्यातकर्ता ने मानक विनिमय करार किया है ; 


आयातकर्ता नागर विमानन महानिदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत है ; 


(iv ) निर्यातकर्ता या आयातकर्ता द्वारा प्रभारित मानक विनिमय लागत अंतिम है ; 

उक्त मानक विनिमय करार के अधीन मरम्मत या ओवरहाल के लिए वायुयान के पुों की मरम्मत या ओवरहाल के संबंध 
में आयात या निर्यात किए गए वायुयान के पुों की बाबत शुल्क की वापसी का दावा नहीं किया गया है या नहीं किया 

जाएगा ; और 
( vi) आयातकर्ता, निकासी के समय निर्यातकर्ता से निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, कि :-- 

आयात किए गए पुों का मानक विनिमय स्कीम के अधीन बनाए रखे गए मरम्मत या ओवरहाल किए गए पुों के 
पूल से प्रदाय किया गया है और ऐसे पुर्जे नए पुर्जे नहीं हैं और ; मरम्मत या ओवरहाल के लिए प्रभारित मानक 
विनिमय लागत अंतिम है ; या 
आयातकर्ता को पुर्जे मानक विनिमय स्कीम के अधीन मरम्मत या ओवरहाल के लिए भेजे गए और ऐसे पुर्जे नए पुर्जे 

नहीं हैं ; 
स्पष्टीकरण -- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-- 
(1 ) "मानक विनिमय स्कीम " से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसके अधीन वायुयान के मरम्मत या ओवरहाल किए गए पुों का 

निर्यातकर्ता ; या मरम्मत या ओवरहाल किए पुों का आयातकर्ता, ऐसे पुर्जे के विनिमय में मरम्मत या ओवरहाल किए 

हुए पुर्जी की आपूर्ति के लिए करार करता है ; 
( 2) "मानक विनिमय करार" से मानक विनिमय स्कीम के अधीन किया गया कोई करार अभिप्रेत है ; 


| या 


"मानक विनिमय लागत " से मानक विनिमय स्कीम के अधीन वायुयान के पुों के निर्यातकर्ता या आयातकर्ता द्वारा 
प्रभारित मरम्मत या ओवरहाल की लागत अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसी मरम्मत या ओवरहाल के लिए प्रयुक्त 
सामग्री , यदि कोई है, के लिए प्रभार भी हैं । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


अनुराग सहगल , अवर सचिव 


46 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 23 /2016 - Customs 


G .S .R .217 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) No. 72/94 -Customs, dated the 1st March , 1994 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G . S. R . 184 ( E ) dated the 1st March , 1994 , except as 
respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , hereby exempts parts of aircraft falling within the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), when imported into India under the Standard Exchange Scheme, from so much 
of duty of customs leviable thereon , as is in excess of the duty of customs which would be leviable if the value of the 
said parts were made up of the Standard Exchange Cost, insurance and freight charges both ways subject to the 
following conditions, namely: 


(i) such parts have been repaired or overhauled or are being imported for repair or overhaul and are not new 

parts ; 
( ii) the importer and the exporter have entered into a Standard Exchange Agreement; 
( iii) the importer is registered with the Director General of Civil Aviation ; 
(iv ) the Standard Exchange Cost charged by the exporter or importer is final; 
(v ) no drawback of duty has been claimed or shall be claimed in respect of parts of aircraft exported or imported 

for repair or overhaul under the said Standard Exchange Agreement; and 
( vi ) the importer , at the time of clearance, produces a certificate from the exporter , 

(a) that the imported parts have been supplied from a pool of repaired or overhauled parts 

maintained under the Standard Exchange Scheme and such parts are not new parts and ; that the 

Standard Exchange Cost charged for repair or overhaul is final; or 
(b ) that the parts have been sent to the importer under Standard Exchange Scheme for repair or 

overhaul and such parts are not new parts . 


Explanation - For the purposes of this notification , 


( 1) “ Standard Exchange Scheme” means a scheme under which the exporter of a repaired or overhauled aircraft 

part; or an importer of an aircraft part for repair or overhaul , agree to supply a repaired or overhauled part 

in exchange of such part ; 
(2 ) “ Standard Exchange Agreement” means an agreement made under Standard Exchange Scheme; 
( 3) “ Standard Exchange Cost” means the cost of repair or overhaul charged by the exporter or importer of the 

aircraft part under Standard Exchange Scheme, which also includes charges for materials, if any, used for such 
repair or overhaul. 


[ F . No 334 /8 / 2016 - TRU ] 


ANURAG SEHGAL , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नाम 


है 


सामान्य 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016 

सं . 30/ 2016 - सीमाशुल्क ( एन. टी ) 
सा . का . नि . 218( अ). — केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और यात्री सामान नियम , 1998 का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया 
है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री सामान नियम , 2016 है । 
___ (2) ये 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं -( 1 ) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-- 

(i) " उपाबंध ” से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है; 
(ii) " कुटुम्ब" में ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो उसी मकान में रह रहे हैं और उसी घरेलू स्थापन का भाग गठित करते हैं ; 
(iii) "शिशु " से दो वर्ष से अनधिक आयु का बालक अभिप्रेत है; 
( iv) "निवासी " से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी विधिमान्य पासपोर्ट धारित करने वाला और 
सामान्यत : भारत में निवास करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है; 
( v ) " पर्यटक " से भारत में सामान्यत : निवास न करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधिसम्मत गैर अप्रवास प्रयोजन के 
लिए किसी बारह मास की अवधि के अनुक्रम में छह मास से अनधिक ठहरने के लिए भारत में प्रवेश करता है; 
( vi ) "व्यक्तिगत सामान " से दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित वस्तुएँ अभिप्रेत हैं किन्तु आभूषण सम्मिलित 

नहीं हैं । 
( 2) ऐसे शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) में परिभाषित हैं के 
क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके हैं । 
3. नेपाल , भूटान या म्यांमार से भिन्न देशों से आने वाले यात्री - नेपाल , भूटान या म्यांमार से भिन्न किसी देश से आने वाला कोई 
भारतीय निवासी या भारत में रहने वाला विदेशी या भारतीय मूल का पर्यटक जो शिशु नहीं है, को पचास हजार रुपए के मूल्य तक 
उसके सदभाविक यात्री सामान अर्थात् उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान , यात्रा भेंट और उपाबंध- 1 में वर्णित से भिन्न वस्तुओं को 
शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी यदि ये व्यक्ति के साथ या यात्री के यात्रा सामान के साथ ले जाए जा रहे हैं : 

परंतु विदेशी मूल का पर्यटक , जो शिशु नहीं है, को पंद्रह हजार रुपए के मूल्य तक उसके सदभाविक यात्री सामान अर्थात् 
उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान, यात्रा भेंट और उपाबंध- 1 में वर्णित से भिन्न वस्तुओं को शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी 
यदि ये व्यक्ति के साथ या यात्री के यात्रा सामान के साथ ले जाए जा रहे हैं : 

परंतु यह और कि जहां यात्री शिशु है वहां केवल उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामानों को ही शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी 
जाएगी । 
स्पष्टीकरण - इस नियम के अधीन किसी यात्री के निशुल्क भत्ते को किसी अन्य यात्री के निशुल्क भत्ते से जोड़े जाने की अनुज्ञा नहीं दी 
जाएगी । 
4 . नेपाल, भूटान या म्यांमार से आने वाले यात्री - नेपाल , भूटान या म्यांमार से आने वाला कोई भारतीय निवासी या भारत में 
निवास करने वाला विदेशी या पर्यटक, जो शिशु नहीं है, को पंद्रह हजार रुपए के मूल्य तक उसके सदभाविक यात्री सामान में अर्थात् 
उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान , यात्रा भेंट और उपाबंध- 1 में वर्णित से भिन्न वस्तुओं को शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी 
यदि ये व्यक्ति के साथ या यात्री के यात्रा सामान के साथ ले जाए जा रहे हैं : 

परंतु जहां यात्री शिशु है वहां केवल उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामानों को ही शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी जाएगी । 

परंतु यह और कि जहां यात्री भूमि मार्ग द्वारा आ रहा है केवल उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामानों को ही , शुल्क मुक्त की 
अनुज्ञा दी जाएगी । 


48 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


शर्ते 


( 1 ) 


( 2 ) 


__ 


( 3 ) 


स्पष्टीकरण - इस नियम के अधीन किसी यात्री के नि : शुल्क भत्ते को किसी अन्य यात्री के नि : शुल्क भत्ते से जोड़े जाने की अनुज्ञा नहीं दी 
जाएगी । 
5 . आभूषण - एक वर्ष से अधिक विदेश में रहने वाले यात्री को भारत में वापस आने पर , यदि पुरुष यात्री द्वारा लाया जाता है , तो 
पचास हजार रुपए की मूल्य सीमा तक के बीस ग्राम के भार या यदि महिला यात्री द्वारा लाया जाता है तो एक लाख रुपए के मूल्य सीमा 
वाले चालीस ग्राम के आभूषण की उसके सदभाविक यात्रा सामान में शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी जाएगी । 
6. निवास का स्थानांतरण -( 1) ऐसा व्यक्ति , जो विदेश में वृत्ति में लगा है या भारत में अपने निवास का स्थानांतरण कर रहा है 
को वापसी पर , उक्त परिशिष्ट के स्तंभ ( 3) के तत्समान प्रविष्टि में वर्णित शर्त यदि कोई है के अधीन रहते हुए नीचे परिशिष्ट के स्तंभ 
( 2) में वर्णित विस्तार तक उसके सदभाविक यात्री सामान की वस्तुओं पर नियम 3 या यथास्थिति नियम 4 के अधीन जो उसे अनुज्ञात है 
के अतिरिक्त शुल्क मुक्त निकासी अनुज्ञात किया जाएगा । 
( 2 ) उक्त परिशिष्ट के स्तंभ ( 3 ) वर्णित शर्ते उक्त परिशिष्ट के स्तंभ ( 4) में वर्णित विस्तार तक शिथिल की जा सकेंगी । 

परिशिष्ट 
विदेश में शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं 

शिथिलीकरण 
ठहरने की 
अवधि 

( 4 ) 
तीन मास से उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से भारतीय यात्री 
छह मास तक भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और 

घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत साठ 
हजार रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 

3 में वर्णित वस्तुएं हैं । 
छह मास से उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से | भारतीय यात्री 
एक वर्ष तक भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और 

घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत एक 
लाख रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 

में वर्णित वस्तुएं हैं । 
पूर्ववर्ती दो वर्षों | उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से भारतीय यात्री ने पूर्ववर्ती 
के दौरान | भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और तीन वर्षों में इस छूट का 
न्यूनतम एक | घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत दो फायदा नहीं उठाया है । 
वर्ष का ठहराव | लाख रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 

में वर्णित वस्तुएं हैं । 
न्यूनतम दो वर्ष 

| उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से | (i) निवास के स्थानांतरण ( क ) शर्त (i) के लिए विदेश में ठहरने की दो 
या अधिक का भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और 

। पर उसके आगमन की मास की कमी को सीमा - शुल्क उपायुक्त या 
ठहराव घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत पांच 

| तारीख से ठीक पहले विदेश 
लाख रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 

सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा माफ 

में न्यूनतम दो वर्ष का 
में वर्णित वस्तुएं हैं । 

किया जा सकता है यदि पूर्व वापसी - 
ठहराव । 

(i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी या दीर्घावकाश; 
या 
(ii) लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 

किसी अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण 
(ii) दो पूर्ववर्ती वर्षों के है । 
दौरान संक्षिप्त दौरे पर ( ख ) शर्त (ii ) के लिए मुख्य सीमा शुल्क 
भारत में कुल ठहराव छह 

आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त लेखबद्ध 
मास से अधिक नहीं होना 

किए जाने वाले कारणों से विशेष 
चाहिए; और 

परिस्थितियों में छह मास से अधिक के 
संक्षिप्त दौरे को माफ कर सकेगा । 

कोई शिथिलता नहीं । 
(ii) यात्री ने पूर्ववर्ती तीन | 
वर्षों में इस रियायत का 
फायदा नहीं उठाया है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पका 


7. करेंसी- इन नियमों के अधीन करेंसी के आयात और निर्यात का विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंध ( करेंसी निर्यात और आयात ) विनियम , 
2000 और इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 
8. साथ न लाए गए यात्री सामान से संबंधित उपबंध — (1 ) ये नियम उसके सिवाए जहां वे विनिर्दिष्टत: अपवर्जित किए गए हैं , 
साथ न लाए गए यात्री सामान को लागू होंगे । 

परंतु उक्त साथ न लाए गए यात्री सामान विदेशी यात्री के कब्जे में था और भारत में उसके आगमन के एक मास के भीतर या 
ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा - शुल्क सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे , भेजा गया है । 

परंतु यह और कि उक्त साथ न लाया गया यात्री सामान यात्री के आगमन के पहले दो मास तक या एक वर्ष से अनधिक ऐसी 
अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञात करे , यदि उसका 
यह समाधान हो जाता है कि यात्री, यात्री या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अचानक बीमारी या प्राकृतिक आपदा या विक्षुब्ध दशा या 
देश या संबद्ध देशों में परिवहन या यात्रा व्यवस्था की अस्त व्यस्तता या कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप यात्री को यात्रा कार्यक्रम 
में परिवर्तन करना पड़ा , जैसे उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण दो मास की अवधि के भीतर भारत में आने से निवारित था , 
भारत में लाया जा सकेगा । 
9 . कर्मीदल के सदस्यों को इन नियमों का लागू होना - ( 1 ) ये नियम उनके वचन बंध की समाप्ति पर अंतिम विदाई के समय 
उनके यात्री सामान के आयातन के लिए विदेश जाने वाले प्रवहण में लगे कर्मीदल के सदस्यों को भी लागू होंगे । 
( 2) उपनियम ( 1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , उपनियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी यान या वायु यान के कर्मीदल के 
सदस्य को चॉकलेट , मक्खन , प्रसाधन और अन्य छोटे भेंट जैसी वस्तुएं अपने व्यक्तिगत या कुटुम्ब के उपयोग के लिए लाने की अनुज्ञा दी 
जाएगी जो एक हजार पांच सौ रुपए के मूल्य से अधिक का न होगा । 

उपाबंध - 1 
(नियम 3, 4 और 6 देखें ) 


-+6 


अग्नायुध 
50 से अधिक अग्नायुध कारतूस 
100 स्टिक से अधिक सिगरेट या 25 से अधिक सिगार 125ग्राम से अधिक तंबाकू 
दो लीटर से अधिक अल्कोहॉलिक शराब या मदिरा 
आभूषण से भिन्न किसी रूप में स्वर्ण या रजत 
फ्लैट पैनल (लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले/ लाइट एमिटिंग डायोड/ प्लास्मा ) टेलीविज़न 

उपाबंध- 2 
(नियम 6 देखें ) 


रंगीन टेनीविज़न 


वीडिओ होम थिएटर प्रणाली 


डिश वाशर 
300 लीटर तक की या इसके समतुल्य क्षमता का घरेलू फ्रिज 
डीप फ्रीज़र 
वीडियो कैमरा या निम्नलिखित एक या अधिक माल के साथ ऐसे किसी वीडियो कैमरा का संयोजन , अर्थात् :-- 


टेलीविज़न रिसीवर ; 


( ख ) 


आवाज अभिलेखन या पुनुरुत्पादित साधित्र ; 

वीडियो पुनुरुत्पादित साधित्र 
35एमएम और अधिक की सिनेमैटोग्राफिक फिल्म 
आभूषण से भिन्न किसी रूप में स्वर्ण या रजत । 


N 


© 


50 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


उपाबंध 3 

(नियम 6 देखें ) 
वीडियो कैसेट रिकॉडर या वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो टेलीविज़न रिसीवर या वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर । 
डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर । 


संगीत प्रणाली । 


NooGoo 


एयर कंडीशनर 
माइक्रोवेस ओवन 
वर्ड प्रोसेसिंग मशीन 
फैक्स मशीन 
पोर्टेबल फोटोकापी मशीन 
वॉशिंग मशीन 
इलैक्ट्रिकल या द्रव्य पैट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज 
व्यक्तिगत कम्पयूटर ( डेस्कटॉप कंप्यूटर ) 
लैपटॉप कम्पयूटर ( नोटबुक कंप्यूटर ) 
300 लीटर या इसके समतुल्य क्षमता का घरेलू फ्रिज । 


11. 
12. 
13. 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू] 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No . 30/ 2016 - Customs ( N. T . ) 
G . S . R . 218 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), 
and in supersession of the Baggage Rules, 1998 , except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely: 
1. Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the Baggage Rules, 2016. 
(2 ) They shall come into force on the 1st day of April, 2016 . 
2. Definitions. - ( 1) Inthese rules, unless the context otherwise requires, - 

(i) “ Annexure ” means Annexure appended to these rules; 
( ii ) “ family ” includes all persons who are residing in the same house and form part of the same domestic 

establishment; 
(iii) “ infant” means a child notmore than two years of age; 
(iv ) “ resident” means a person holding a valid passport issued under the Passports Act, 1967 ( 15 of 1967) and 

normally residing in India ; 
( v ) “ tourist” means a person not normally resident in India , who enters India for a stay of not more than six 

months in the course of any twelve months period for legitimate non -immigrant purposes; 
(vi) “ personal effects ” means things required for satisfying daily necessities but does not include jewellery . 
(2 ) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) shall 
have the samemeaning respectively assigned to them in the said Act. 
3. Passengers arriving from countries other than Nepal, Bhutan or Myanmar.- An Indian resident or a foreigner 
residing in India or a tourist of Indian origin , not being an infant, arriving from any country other than Nepal, Bhutan or 
Myanmar, shall be allowed clearance free of duty articles in his bona fide baggage , that is to say, used personal effects , 
travel souvenirs and articles other than those mentioned in Annexure I, upto the value of fifty thousand rupees if these 
are carried on the person or in the accompanied baggage of the passenger: 

Provided that a tourist of foreign origin , not being an infant, shall be allowed clearance free of duty articles in 
his bona fide baggage , that is to say, used personal effects , travel souvenirs and articles other than those mentioned in 
Annexure I, upto the value of fifteen thousand rupees if these are carried on the person or in the accompanied baggage 
of the passenger: 

Provided further that where the passenger is an infant, only used personal effects shall be allowed duty free . 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


51 


Explanation . - The free allowance of a passenger under this rule shall not be allowed to be pooled with the free 
allowance of any other passenger. 
4 . Passengers arriving from Nepal, Bhutan or Myanmar. - An Indian resident or a foreigner residing in India or a 
tourist, not being an infant, arriving from Nepal, Bhutan or Myanmar, shall be allowed clearance free of duty articles in 
his bona fide baggage , that is to say , used personal effects , travel souvenirs and articles other than those mentioned in 
Annexure I upto the value of fifteen thousand rupees if these are carried on the person or in the accompanied baggage 
of the passenger: 

Provided that where the passenger is an infant, only used personal effects shall be allowed duty free : 

Provided further that where the passenger, is arriving by land , only used personal effects shall be allowed duty 
free. 
Explanation . - The free allowance of a passenger under this rule shall not be allowed to be pooled with the free 
allowance of any other passenger. 
5 . Jewellery .- A passenger residing abroad for more than one year, on return to India , shall be allowed clearance free 
of duty in his bona fide baggage of jewellery upto a weight, of twenty grams with a value cap of fifty thousand rupees 
if brought by a gentleman passenger, or forty grams with a value cap of one lakh rupees if brought by a lady passenger. 


6 . Transfer of residence.- ( 1) A person , who is engaged in a profession abroad , or is transferring his residence to 
India , shall, on return , be allowed clearance free of duty in addition to what he is allowed under rule 3 or, as the case 
may be, under rule 4 , articles in his bonafide baggage to the extent mentioned in column ( 2 ) of the Appendix below , 
subject to the conditions, if any , mentioned in the corresponding entry in column ( 3) of the said Appendix . 
( 2) The conditionsmentioned in column (3 ) of the said Appendix may be relaxed to the extent mentioned in column (4 ) 
of the said Appendix . 

APPENDIX 


Articles allowed free of duty 


Conditions 


Relaxation 


( 2 ) 


Duration of 
stay abroad 

( 1) 
From three 
months upto six 
months 


From six 
months upto 
one year 


Minimum stay 
of one year 
during the 
preceding two 
years . 


( 3 ) 
Used personal and household Indian passenger 
articles, other than those 
mentioned in Annexure I or 
Annexure II but including 
articles mentioned in Annexure 
III upto an aggregate value of 
sixty thousand rupees. 
Used personal and household Indian passenger 
articles , other than those 
mentioned in Annexure I or 
Annexure II but including 
articles mentioned in Annexure 
III , upto an aggregate value of 
one lakh rupees. 
Used personal and household The Indian passenger 
articles, other than those should not have availed 
mentioned in Annexure I but this concession in the 
including articles mentioned in preceding three years . 
Annexure II or Annexure III , 
upto an aggregate value of two 
lakh rupees. 
Used personal and household (i) Minimum stay of 
articles, other than those two years abroad , 
mentioned in at Annexure I but immediately preceding 
including those mentioned in the date of his arrival on 
Annexure II or Annexure III, transfer of residence ; 
upto a value limit of five lakh 
rupees . 

( ii) Total stay in India 
on short visit during the 
two preceding years 


Minimum stay 
of two years or 
more . 


( a ) For condition (i), shortfall of upto 
two months in stay abroad can be 
condoned by Deputy Commissioner 
of Customs or Assistant 
Commissioner of Customs if the 
early return is on account of - 
(i) terminal leave or vacation being 
availed of by the passenger ; or 
( ii ) any other special circumstances 
for reasons to be recorded in writing. 


52. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


should not exceed six 
months; and 
( iii) Passenger has not 
availed this concession 
in the preceding three 
years . 


(b ) For condition ( ii ), the Principal 
Commissioner or Commissioner of 
Customsmay condone short visits in 
excess of six months in special 
circumstances for reasons to be 
recorded in writing. 
No relaxation . 


7 . Currency . - The import and export of currency under these rules shall be governed in accordance with the 
provisions of the Foreign Exchange Management ( Export and Import of Currency ) Regulations, 2000 , and the 
notifications issued thereunder. 
8 . Provisions regarding unaccompanied baggage. - ( 1) These rules shall apply to unaccompanied baggage except 
where they have been specifically excluded : 

Provided that the said unaccompanied baggage had been in the possession , abroad , of the passenger and is 
dispatched within one month of his arrival in India or within such further period as the Deputy Commissioner of 
Customs or Assistant Commissioner of Customsmay allow : 

Provided further that the said unaccompanied baggage may land in India upto two months before the arrival of 
the passenger or within such period , not exceeding one year , as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant 
Commissioner of Customs may allow , for reasons to be recorded , if he is satisfied that the passenger was prevented 
from arriving in India within the period of two months due to circumstances beyond his control, such as sudden illness 
of the passenger or a member of his family , or natural calamities or disturbed conditions or disruption of the transport 
or travel arrangements in the country or countries concerned or any other reasons, which necessitated a change in the 
travel schedule of the passenger. 
9 . Application of these rules to members of the crew . - (1 ) These rules shall also apply to the members of the crew 
engaged in a foreign going conveyance for importation of their baggage at the time of final pay off on termination of 
their engagement. 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule ( 1 ), a member of crew of a vessel or an aircraft other than those 
referred to in sub -rule ( 1), shall be allowed to bring articles like chocolates , cheese , cosmetics and other petty gift items 
for their personal or family use which shall not exceed the value of one thousand and five hundred rupees. 

ANNEXURE - I 

( See rule 3 , 4 and 6 ) 
1. Fire arms. 
2 . Cartridges of fire arms exceeding 50 . 
3 . Cigarettes exceeding 100 sticks or cigars exceeding 25 or tobacco exceeding 125 gms. 
4 . Alcoholic liquor or wines in excess of two litres . 
5 . Gold or silver in any form other than ornaments. 
6 . Flat Panel (Liquid Crystal Display /Light- Emitting Diode/ Plasma) television . 

ANNEXURE II 

(See rule 6 ) 
1. Colour Television . 
2. Video Home Theatre System . 
3 . Dish Washer . 
4 . Domestic Refrigerators of capacity up to 300 litres or its equivalent. 
5 . Deep Freezer. 
6 . Video camera or the combination of any such Video camera with one or more of the following goods, namely : 

(a ) television receiver; 
(b ) sound recording or reproducing apparatus; 

(c ) video reproducing apparatus. 
7 . Cinematographic films of 35mm and above . 
8 . Gold or Silver, in any form , other than ornaments. 

ANNEXURE III 

(See rule 6 ) 
Video Cassette Recorder or Video Cassette Player or Video Television Receiver or Video Cassette 
Disk Player. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Digital Video Disc player. 
3. Music System. 
4 . Air-Conditioner. 
5 . Microwave Oven . 
6 . Word Processing Machine . 
7 . Fax Machine . 

Portable Photocopying Machine . 
9 . Washing Machine . 
10 . Electrical or Liquefied Petroleum Gas Cooking Range 
11. Personal Computer (Desktop Computer ) 
12 . Laptop Computer (Note book Computer ) 
13 . Domestic Refrigerators of capacity up to 300 litres or its equivalent. 


8 . 


Dat 


[ F. No . 334/ 8 /2016 -TRU] 


MOHIT TEWARI, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 31/2016-सीमाशुल्क ( एन .टी ) 
सा . का. नि . 219( अ). केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमा - शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 
81 के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सीमा - शुल्क बैगेज घोषणा विनियम , 2013 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् :-- 


1 . ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमा - शुल्क बैगेज घोषणा ( संशोधन ) विनियम , 2016 है । 


( 2) ये 1 अप्रैल , 2016 को प्रवृत्त होंगे । 
2. सीमा - शुल्क बैगेज घोषणा विनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में “सभी यात्री जो 
भारत आते हैं " शब्दों के स्थान पर “ सभी यात्री जो भारत आते हैं और जिनके पास घोषणा करने के लिए कोई चीज है या जो शुल्कय या 
प्रतिशित माल ला रहे हैं " शब्द रखे जाएंगे । 


3. उक्त विनियमों में , प्ररूप 1 में ,-- 


( क ) क्रम सं . 10 में , मद ( 9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की 
जाएंगी, अर्थात् :-- 


“(10) ड्रोन 


हां / नहीं"; 


( ख ) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी , अर्थात् :-- 


“ सीमा - शुल्क मुक्त मोक ” 

पात्र यात्री 


मूल देश 


शुल्क मुक्त मोक 


( 1 ) 


__ ( 2) 


( 3 ) 


50, 000/- रुपए 


भारतीय मूल का यात्री और विदेशी, जो भारत में निवास 
कर रहे हैं जिसमें शिशु नहीं हैं 
विदेशी मूल के पर्यटक, जिसमें शिशु नहीं है 


नेपाल, भूटान, म्यंमार 
से भिन्न 


15, 000/- रुपए 


54 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


भारतीय मूल का यात्री और विदेशी, जो भारत में निवास 
कर रहे हैं जिसमें शिशु नहीं हैं 
विदेशी मूल के पर्यटक, जिसमें शिशु नहीं है 


नेपाल, भूटान, म्यंमार वायु मार्ग द्वारा 15, 000/- रुपए 

भूमि द्वारा कुछ नहीं 


भारतीय यात्री, जो एक वर्ष से अधिक से विदेश में रह रहे कोई भी स्थान 


सोने के आभूषण: 


भद्रपुरुष - 50, 000/-- रुपए की मूल्य की ऊपरी 
सीमा सहित 20 ग्राम 
महिला - 1, 00 ,000 /-- रुपए की मूल्य की ऊपरी 
सीमा सहित 40 ग्राम 


सभी यात्री 
सभी यात्री 


कोई भी स्थान 
कोई भी स्थान 


एल्कोहल शराब या मदिरा दो लीटर 
सिगरेट: 200 या सिगार 50 तक या तंबाकू 250 


ग्राम 


18 वर्ष से अधिक आयु के यात्री 


कोई भी स्थान 


एक लैपटाप कंप्यूटर ( नोट बुक कंप्यूटर ) 

[ फा . सं. 334 /8/ 2016-टीआरयू] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 90/ 2013-उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 29 अगस्त , 2013, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, 

खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 584( अ), तारीख 29 अगस्त , 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 
10/ 2014- उत्पाद- शुल्क ( एनटी ), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , 
उपखंड (i) में सा . का. नि . 82(अ), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया । 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 1st March , 2016 

No. 31/ 2016 - Customs ( N. T. ) 
G .S .R . 219( E ). — In exercise of powers conferred by clause (a) of section 81 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Customs 
Baggage Declaration Regulations, 2013, namely : 
1. ( 1) These regulationsmay be called the Customs Baggage Declaration (Amendment) Regulations, 2016 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of April, 2016 . 
2 . In the Customs Baggage Declaration Regulations, 2013 (hereinafter referred to as the said regulations), in 

regulation 3 , for the words “ All passengers who come to India ” , the words " All passengers who come to India 

and have anything to declare or are carrying dutiable or prohibited goods”, shall be substituted . 
3 . In the said regulations, in Form 1, 
( a) In serial number 10 , after item ( ix ) and the entries relating thereto , the following item and entries shall be 

inserted , namely: 
"( x ) Drones 

Yes/No” ; 
(b ) for the Table, the following Table shall be substituted , namely : 
“ Customs Duty Free Allowance 

TABLE 
Eligible passenger 

Origin country 

Duty free allowance 
( 1 ) 

( 2 ) 

(3 ) 
Passengers of Indian origin and 

Rs 50, 000/ 
foreigners residing in India , excluding Other than Nepal, Bhutan , 

Rs 15, 000 / 
infants 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


| Myanmar 


| Nepal, Bhutan, Myanmar 


Tourists of foreign origin , excluding 
infants 
Passengers of Indian origin and 
foreigners residing in India , excluding 
infants 
Tourists of foreign origin , excluding 
infants 
Indian passenger who has been residing 
abroad for over one year 


By air Rs. 15, 000 / 
By land - Nil 


Anywhere 


Gold jewellery : 
Gentleman - 20 gms with a value 
cap of Rs . 50, 000/ 
Lady – 40 gms with a value cap 
of Rs . 1, 00, 000/ 
Alcohol liquor or wine: 2 litres 
Cigarettes : 200 numbers or 
Cigars upto 50 or Tobacco 250 
grams 


All passengers 
All passengers 


Anywhere 
Anywhere 


Passenger of 18 years and above 


Anywhere 


One laptop computer ( note book 
computer) ". 


Note : 


[ F. No. 334/ 8/ 2016 -TRU] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
The principal regulations were published , vide, notification No. 90 /2013 - Customs (N . T .), dated the 29th 
August, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide , number G . S .R . 
584 (E ), dated the 29th August, 2013 and last amended , vide , notification No. 10 /2014 - Customs (N . T .), dated 
the 10th February , 2014 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), 
vide, number G . S .R , 82 ( E ), dated the 10th February , 2014 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 
सं . 32/ 2016-सीमाशुल्क (एन. टी ) 


प्रया 


सा . का .नि . 220( अ ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए और सीमाशुल्क ( उत्पाद- शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर मालों का आयात ) नियम , 1996 
को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों के संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क ( उत्पाद- शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की 
रियायती दर पर मालों का आयात) नियम , 2016 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल , 2016 को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना (1) ये नियम किसी ऐसे आयातकर्ता को लागू होंगे , जो विनिर्माता है और जो सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 
( 1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी किसी छूट अधिसूचना का लाभ लेने का आशय रखता है और जहां ऐसी 
छूट का फायदा , किसी उत्पाद- शुल्क्य वस्तु के विनिर्माण के लिए उस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले आयातित मालों के उपयोग पर 
निर्भर है । 

( 2) ये नियम केवल ऐसी छूट अधिसूचना के संबंध में लागू होंगे , जो इन नियमों के अनुपालन के लिए उपबंध करती है । 

( 3 ) ये नियम उस समय भी लागू होंगे , यदि ऐसे उत्पाद- शुल्क्य माल, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में आयातित मालों 
का उपयोग किया जाता है, उत्पाद- शुल्क से प्रभार्य नहीं हैं या उन्हें संपूर्ण उत्पाद- शुल्क से छूट प्राप्त है । 
3. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-- 

( क) " अधिनियम " से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है ; 


( ख ) " छूट अधिसूचना " से अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ; 


56 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( )] 


( ग) "सूचना " से ऐसे विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अभिप्रेत है, जो किसी छूट अधिसूचना का फायदा 
लेने का आशय रखता है । 

4. छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय के बारे में सूचना ऐसा कोई विनिर्माता , जो किसी छूट अधिसूचना का फायदा 
लेने का आशय रखता है, उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
सहायक आयुक्त को निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना उपलब्ध कराएगा , अर्थात् :-- 

( 1 ) विनिर्माता का नाम और पता , 
( 2 ) उसके कारखाने में उत्पादित उत्पाद - शुल्क्य माल , 

( 3) ऐसे मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित मालों की प्रकृति और वर्णन : 
परन्तु यदि वह विनिर्माता , जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है , रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ऐसा विनिर्माता 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा और यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त 
या केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क सहायक आयुक्त को उक्त विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा । 

5. अपनाई जाने वाली प्रक्रिया – ( 1) वह विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, निम्नलिखित 
सूचना उपलब्ध कराएगा,- - 

( क ) उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
सहायक आयुक्त को दो प्रतियों में , आयात किए जाने वाले मालों की प्राक्कलित मात्रा और मूल्य , ऐसे आयात के संबंध में लागू 
छूट अधिसूचना की विशिष्टियां और किसी विशिष्ट समनुदेशन के संबंध में या एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आयात का 
पत्तन ; और 


( ख ) आयात के पत्तन पर यथास्थिति, केन्द्रीय सीमाशुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को 
एक सैट । 
( 2) वह विनिर्माता, जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ अविच्छिन्न बंध 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा उपयुक्त समझा जाए , जिसमें 
ऐसे निवेशों पर उदग्रहणीय ऐसे शुल्क , जो छूट के कारण अब उदग्रहणीय नहीं है और आयात के समय पहले से संदत्त किसी शुल्क , यदि 
कोई हो , के बीच के अन्तर के बराबर की रकम का और मालों के आयात की तारीख से आरंभ होने वाली और शुल्क के अन्तर की संपूर्ण 
रकम , जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, के वास्तविक संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिनियम की 
धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर ब्याज के साथ संदाय करेगा । 

( 3) यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क सहायक आयुक्त, विनिर्माता से प्राप्त सूचना की एक 
प्रति आयात के पत्तन पर यथास्थिति, केन्द्रीय सीमाशुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को अग्रेषित करेगा । 

( 4) उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अधीन सूचना की प्रति की प्राप्ति पर , आयात के पत्तन पर यथास्थिति , केन्द्रीय सीमाशुल्क 
उपायुक्त या केन्द्रीय सीमाशुल्क सहायक आयुक्त , उस विनिर्माता , जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है को छूट 
अधिसूचना का फायदा अनुज्ञात करेगा और उक्त विनिर्माता अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र फाइल करते समय , अन्य बातों 
के साथ , अपने उस कारखाने के रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्यौरे उपलब्ध कराएगा , जहां ऐसे निवेशों का उपयोग किया जाना है । 


6 . उस विनिर्माता , जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, द्वारा आयातित मालों की प्राप्ति के संबंध में सूचना 
का दिया जाना और उसके द्वारा अभिलेखों का रखा जाना — ( 1) वह विनिर्माता , जो छूट अधिसूचना का फायदा लेने का आशय रखता है, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को , जो उसके कारखाने पर अधिकारिता रखता है, आयातित मालों की प्राप्ति के दो दिन के भीतर 
( आवकाश के दिनों को छोड़ कर , यदि कोई हों ) अपने कारखाने में आयातित मालों की प्राप्ति की सूचना देगा । 


( 2) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, ऐसी रीति में अपने लेखा बनाए रखेगा , 
जिससे स्पष्ट रूप से आयातित मालों की मात्रा और मूल्य , छूट अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार उपभोग किए गए आयातित मालों की 
मात्रा , नियम 7 के अधीन पुनःनिर्यात किए गए मालों की मात्रा, यदि कोई हो , और स्टाक में शेष बची मात्रा को , प्रवेश पत्र -वार 
उपदर्शित किया जा सके और वह ऐसे लेखा को जब कभी यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क सहायक 
आयुक्त द्वारा अपेक्षित किया जाए, प्रस्तुत करेगा । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3) वह विनिर्माता , जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क सहायक आयुक्त को , आगामी त्रैमास के दसवें दिन तक इन नियमों से संलग्न प्ररूप में एक त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत 
करेगा । 


7. अप्रयुक्त या दोषपूर्ण मालों का पुनःनिर्यात या निकासी — (1) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा 
अभिप्राप्त किया है, इन नियमों के अधीन फायदा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति , अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त की अनुमति से , आयात की तारीख से तीन मास के भीतर अप्रयुक्त या दोषपूर्ण 
आयातित मालों का पुनःनिर्यात कर सकेगा : 


परन्तु पनुःनिर्यात के लिए ऐसे मालों का मूल्य आयात के समय उक्त मालों के मूल्य से कम नहीं होगा । 


( 2) वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, इन नियमों के अधीन फायदा अभिप्राप्त करने 
के पश्चात् , यथास्थिति , अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क सहायक आयुक्त की अनुमति से , 
आयात की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे मालों पर उदग्रहणीय ऐसे शुल्क , जो प्राप्त की गई छूट के कारण अब उदग्रहणीय नहीं है और 
आयात के समय पहले से संदत्त किसी शुल्क , यदि कोई हो , के बीच के अन्तर के बराबर आयात शुल्क के संदाय पर , और साथ ही मालों के 
आयात की तारीख से आरंभ होने वाली और शुल्क के अन्तर की संपूर्ण रकम , जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, के वास्तविक 

तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर 
ब्याज का संदाय करने पर अप्रयुक्त या दोषपूर्ण आयातित मालों की निकासी कर सकेगा । 


8. कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली — वह विनिर्माता, जिसने किसी छूट अधिसूचना का फायदा अभिप्राप्त किया है, संबद्ध 
छूट अधिधेसूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आयातित माल का उपयोग करेगा या नियम 7 के अधीन कार्रवाई करेगा और उसमें 
असफल रहने की दशा में , यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क सहायक आयुक्त बंध पत्र का अवलंब लेकर 
कार्रवाई करेगा और मालों पर उदग्रहणीय ऐसे शुल्क , जो प्राप्त की गई छूट के कारण अब उदग्रहणीय नहीं है और आयात के समय पहले से 
संदत्त किसी शुल्क, यदि कोई हो , के बीच के अन्तर के बराबर आयात शुल्क के संदाय पर, और साथ ही मालों के आयात की तारीख से 
आरंभ होने वाली और शुल्क के अन्तर की संपूर्ण रकम , जिसका संदाय करने के लिए वह दायी है, के वास्तविक संदाय की तारीख को 
समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर ब्याज की वसूली आरंभ 
करने के लिए कार्रवाई करेगा । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


मोहित तिवारी, अवर सचिव 


प्ररूप 


. . . . . . . . . . । 


क्र . सं . 


नियम 6( 3) देखें ] 

त्रैमासिक विवरणी 

को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिए विवरणी 
प्रवेश पत्र | रियायती | त्रैमास की त्रैमास के दौरान आयातित मालों के ब्यौरे 

शुल्क की । त्रैमास के दौरान 
सं . और | दर पर पहली 

रियायती 

विनिर्मित माल 
तारीख आयातित तारीख को 

दर पर 
| त्रैमास के | त्रैमास के | स्तंभ ( 4 ) | त्रैमास के | त्रैमास के | त्रैमास के | त्रैमास के 
मालों का | आरंभिक 

मालों के 

वर्णन 
वर्णन | अतिशेष दौरान प्राप्त दौरान प्राप्त और ( 6 ) का दौरान । दौरान दौरान घरेलू अंतिम दिन 

उपापन के 
मालों का | मालों की | योग | आशयित पुनःनिर्यात | बाजार में | अंतिम 
मूल्य ___ मात्रा प्रयोजन के की गई मात्रा निकासी की अतिशेष 

विनिर्दिष्ट 
___ लिए 

गई मात्रा 

प्रयोजन 
| उपभोग की 
गई मात्रा 


मात्रा 


लिए 


क्या मालों 
का उपयोग 
विनिर्दिष्ट 
प्रयोजन के 
लिए किया 
गया अथवा 
नहीं और 
निर्यात की 

दशा में 
एआरई 
| 1/ एआरई - 2 
के ब्यौरों के 
साथ निर्यात 
की गई मात्रा 
विनिर्दिष्ट करें 
(15) 


| (1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


| (8) 


(9) 


| (10 ) 


(11) 


(12 ) 


(13 ) 


(14) 


58 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


(टिप्पण: उपयोग किए गए आयातित मालों और विनिर्मित मालों की प्रत्येक किस्म या वर्ग के लिए पृथक् प्रविष्टियां की जानी चाहिए ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No . 32 /2016 - Customs (N . T .) 


G .S . R . 220 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) 
and in supersession of the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable 
Goods) Rules , 1996 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby makes the following rules, namely : 


1 . Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional 
Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods ) Rules, 2016 . 


( 2 ) They shall come into force on the first day of April, 2016 . 


2 . Application . - ( 1 ) These rules shall apply to an importer, being a manufacturer, who intends to avail the benefit of an 
exemption notification issued under sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and where the 
benefit of such exemption is dependent upon the use of imported goods covered by that notification for the manufacture 
of any excisable commodity ., 


( 2 ) These rules shall apply only in respect of such exemption notification which provides for the observance of these 
rules . 


( 3 ) These rules shall also apply even if the excisable goods in or in relation to the manufacture of which the imported 
goods are used , are not chargeable to excise duty or are exempted from whole of excise duty . 


3. Definition . - In these rules , unless the context otherwise requires, 


(a ) “ Act” means the Customs Act , 1962 (52 of 1962); 


(b ) “ exemption notification” means a notification issued under sub -section (1 ) of section 25 of the Act; 
(c) “ information” means the information provided by the manufacturer who intends to avail the benefit of an 

exemption notification . 


4 . Information about intent to avail benefit of exemption notification .- A manufacturer who intends to avail the 
benefit of an exemption notification shall provide the information to the Deputy Commissioner of Central Excise or, as 
the case may be , Assistant Commissioner of Central Excise having jurisdiction over his factory , the particulars , 
namely -, 


( 1 ) the name and address of the manufacturer , 


(2 ) the excisable goods produced in his factory, 


(3 ) the nature and description of imported goods used in the manufacture of such goods . 


Provided that if the manufacturer who intends to avail the benefit of exemption notification is not registered , such 
manufacturer shall obtain registration under rule 9 of the Central Excise Rules, 2002 and provide the said particulars to 
Deputy Commissioner of Central Excise or, as the case may be, Assistant Commissioner of Central Excise . 


5 . Procedure to be followed . - ( 1 ) The manufacturer who intends to avail the benefit of an exemption notification shall 
provide information - 


(a ) in duplicate , to the Deputy Commissioner of Central Excise or, as the case may be, Assistant Commissioner of 

Central Excise having jurisdiction over his factory in respect of the estimated quantity and value of the goods 
to be imported , particulars of the exemption notification applicable on such import and the port of import in 
respect of a particular consignment or for a period not exceeding one year ; and 


(b ) one set, to the Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be, Assistant Commissioner of Customs 

at the port of importation . 


[ 411 II - QU5 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


59 


The manufacturer who intends to avail the benefit of an exemption notification shall submit a 
continuity bond with such surety or security as deemed appropriate by the Deputy Commissioner of 
Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise undertaking to pay the amount equal to 
the difference between the duty leviable on such inputs but for the exemption and that already paid , if 
any , at the time of importation , along with interest , at the rate fixed by notification issued under section 
28AA of the Act, for the period starting from the date of importation of the goods on which the 
exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the 
difference of duty that he is liable to pay . 


( 3 ) The Deputy Commissioner of Central Excise or, as the case may be , Assistant Commissioner of Central 

Excise shall forward one copy of information received from the manufacturer to the Deputy 
Commissioner of Customs or as the case may be , Assistant Commissioner of Customs at the port of 
importation . 


( 4 ) 


On receipt of the copy of the information under clause (b ) of sub -rule (1 ), the Deputy Commissioner of 
Customs or, as the case may be , Assistant Commissioner of Customs at the port of importation shall 
allow the benefit of the exemption notification to the manufacturer who intends to avail the benefit of 
exemption notification and the said manufacturer, while filing bill of entry under section 46 of the Act, 
shall , inter -alia , provide the details of his registration number of the factory where the inputs are meant 
to be used. 


6 . Manufacturer who intends to avail the benefit of an exemption notification to give information regarding 

receipt of imported goods and maintain records. – (1) The manufacturer who intends to avail the benefit of an 
exemption notification shall provide the information of the receipt of the imported goods in his factory within two 
days ( excluding holidays , if any ) of such receipt to the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over his 
factory . 


The manufacturer who has availed the benefit of an exemption notification shall maintain an account in 
such manner so as to clearly indicate the quantity and value of goods imported , the quantity of imported 
goods consumed in accordance with provisions of the exemption notification , the quantity of goods re 
exported , if any , under rule 7 and the quantity remaining in stock , bill of entry wise and shall produce 
the said account as and when required by the Deputy Commissioner of Central Excise or, as the case 
may be, Assistant Commissioner of Central Excise . 


( 3 ) 


The manufacturer who has availed the benefit of an exemption notification shall submit a quarterly 
return , in the Form appended to these rules, to the Deputy Commissioner of Central Excise or, as the 
case may be , Assistant Commissioner of Central Excise by the tenth day of the following quarter. 


7 . Re- export or clearance of unutilised or defective goods. - (1 ) The manufacturer who has availed benefit of an 

exemption notification, obtaining the benefit under these rules may re -export the unutilised or defective imported 
goods, with the permission of the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or, as the case may be , 
Assistant Commissioner of Central Excise within three months from the date of import: 


Provided that the value of such goods for re -export shall not be less than the value of the said goods at the 
time of import . 


(2 ) The manufacturer who has availed benefit of an exemption notification , obtaining the benefit under these rules 
may also clear the unutilised or defective imported goods , with the permission of the jurisdictional Deputy 
Commissioner of Central Excise or, as the case may be, Assistant Commissioner of Central Excise within a period 
of three months from the date of import on payment of import duty equal to the difference between the duty leviable 
on such goods but for the exemption availed and that already paid , if any, at the time of importation , along with 
interest, at the rate fixed by notification issued under section 28 AA of the Act, for the period starting from the date 
of importation of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the 
entire amount of the difference of duty that he is liable to pay . 


8 . Recovery of duty in certain case. - The manufacturer who has availed the benefit of an exemption notification 

shall use the goods imported in accordance with the conditions mentioned in the concerned exemption notification 
or take action under rule 7 and in the event of any failure, the Deputy Commissioner of Central Excise or, as the 
case may be , Assistant Commissioner of Central Excise shall take action by invoking the Bond to initiate the 
recovery proceedings of the amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the 
exemption and that already paid , if any , at the time of importation , along with interest, at the rate fixed by 
notification issued under section 28AA of the Act, for the period starting from the date of importation of the goods 


60 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(1)] 


on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the 
difference of duty that he is liable to pay . 


[ F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy. 


Form 

[ See rule 6 ( 3)] 
QUARTERLY RETURN 
Return for the quarter ending. 


Sl. No. 


Opening 


Details of goods imported during the quarter 


Bill of 
Entry No. 
and date 


Specified 
purpose 


Goods manufactured 
during the quarter 


Whether 
the goods 


Descrip - 

tion 
of goods 
imported 


balance on 


for 


at 


the 1st 
day of the 
quarter 


conces 
sional 
rate 


procuring the 

goods at 
concessional 
rate of duty . 

Description 


Quantity of 


Total 


Quantity 


Quantity 


Value of 

goods 
received 
during the 

quarter 


goods 


used for 
specified 
purpose or 
not and in 

caseof 

export, 
specify the 

quantity 
exported 
with details 
of ARE- 1/ 


received 

of column 

( 4 ) and (6 ) 
during the 

quarter 


Quantity Quantity : 

re - cleared in 
exported to the 
during domestic 

market 
quarter during the 

quarter 


consumed 

for the 
intended 
purpose , 
during the 

quarter 


Closing 
balance 

on the 
last day 

of the 
quarter 


the 


ARE - 2 . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


( 10) 


(11) 


(12) 


( 13) 


(14 ) 


( 15 ) 


(Note : Separate entries should be made for each variety or class of imported goods used and goods 

manufactured .) 

अधिसूचना 
te facroft , arta 1 HTT, 2016 

. 33/ 2016 - fthre [wrap ( 99 . ) 
FT. T. A . 221(3 ). — Forste Hesire , eftHT [rafi falfun , 1962 ( 1962 FT 52) FT ART 2874 GRT GT erfit 
+ THI ĐH VỤ , HTG H I fe face H1T4 ( T + 4 fqHTT) = 3qfq4HI H . 17/ 2011- THT [ ch ( UHF), 1 HIG, 
2011 THRA 216147, THTERUT, PTT II, CE 3, 340€ (i) # HT. FT. F . 156 (37) arte 1 HEEF, 2011 SRT Themat 
गई थी , का अधिक्रमण करते हुए सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई चीजों के , उक्त धारा के प्रयोजन के 
लिए ब्याज की दर को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष नियत करती है । 
2. T sferaat 1 BT01, 2016 À taca atoni 

[91. # . 334 /8 /2016 - re 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No . 33/2016 - Customs (N . T.) 
G .S . R . 221(E ). — In exercise of the powers conferred by section 28AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) 
and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
No. 17 /2011 - Customs (N . T .), dated the 1s March , 2011, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub -section (i), vide, number G .S .R . 156 (E ), dated the 1st March , 2011 , except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby fixes the rate of interest at fifteen per 
cent. per annum for the purpose of the said section . 
This notification shall come into force from the 1st day of April , 2016 . 

[ F . No .334/ 8 / 2016 - TRU ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


61 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 5/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 222( अ ). केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में , जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट हैं , उक्त सारणी के स्तंभ 
( 3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति और विस्तार तक और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


सारणी 


क्रम . सं . 


अधिसूचना सं . और तारीख 


संशोधन 


| (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


56 /02 - केन्द्रीय उत्पाद- शल्क , तारीख 14 | उक्त अधिसूचना के पैरा ( 5) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
नवम्बर , 2002 [ सा . का . नि . सं . 764( अ ). | किया जाएगा , अथात् :-- 
तारीख 14 नवम्बर , 2002 ] 

" 6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं 
होगी : 

( क ) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत 
स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई, जिसने 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; 

( ख ) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई , जो 
स्वर्ण डोरे , रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या 
रजत के उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार 
आरंभ करती है या नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन 
करती है, और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या 
पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् 
ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से 

वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है । " 
57/02-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 14 | उक्त अधिसूचना के पैरा ( 5) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
नवम्बर, 2002 [ सा . का . नि . सं . 765 ( अ ), 

किया जाएगा, अर्थात् :-- 
तारीख 14 नवम्बर , 2002 ] 

___ " 6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं 
होगी : 

( क ) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत 
स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई, जिसने 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; 

( ख) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई 
जो स्वर्ण डोरे , रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण 
या रजत के उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार 
आरंभ करती है या नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन 
करती है , और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या 
पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् 
ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से 

वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है । " 
20/ 2007 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 | उक्त अधिसूचना के पैरा ( 7 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
अप्रैल , 2007 [ सा . का . नि . सं . 307( अ ), तारीख | 

| किया जाएगा, अर्थात् :-- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


25 अप्रैल, 2007 ] 


___ "8. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं 
होगी : 


( क ) स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत 
स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई , जिसने 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; 
( ख ) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई, जो स्वर्ण 
डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के 
उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ 
करती है या नए संयंत्र, मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है , 
और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयत्र , मशीनरी या पूंजी मालों 
का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित 
क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन 
आरंभ करती है । " 


01/10 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 6 | उक्त अधिसूचना के पैरा ( 10 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
फरवरी , 2010 [ सा . का . नि . सं . 62( अ ), | 

| किया जाएगा, अर्थात् :-- 
तारीख 6 फरवरी, 2010] 

"11. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट निम्नलिखित को लागू नहीं 
होगी : 


(क ) स्वर्ण डोरे , रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत 
स्वर्ण या रजत के उत्पादन में लगी कोई नई औद्योगिक इकाई , जिसने 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है ; 


( ख ) तारीख 1 मार्च, 2016 को कोईविद्यमान औद्योगिक इकाई, जो स्वर्ण 
डोरे, रजत डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के 
उत्पादन के लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ 
करती है या नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है , 
और ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों 
का उपयोग करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित 
क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन 
आरंभ करती है । " 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू] 

क . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 5/ 2016 - Central Excise 
G .S .R . 222 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 
(1 of 1944 ) read with sub -section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 
1957 (58 of 1957) and sub - section ( 3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise ( Textile and Textile Articles) Act, 
1978 , (40 of 1978 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
further amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), specified in column (2 ) of the Table below , in the manner and to the extent specified in the corresponding 
entry in column ( 3 ) of the said Table, namely : 


[ TT II - QUE 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


Sl. No. 


Amendments 


Notification No . and 

date 


( 2 ) 


( 3 ) 


(1) 
1. 


In the said notification , after paragraph 5 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 


| 

56 /2002 -Central 
Excise, dated the 14th 
November, 2002. 
[G .S.R . 764 (E ), dated 
the 14th November , 
2002] 


“ 6 . The exemption contained in this notification shall not apply to : 


(a ) a new industrial unit engaged in production of refined gold or silver from 

gold dore , silver dore or any other raw material, which commences 
commercial production on or after 1st of March , 2016 ; 


(b ) an existing industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes 

substantial expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery 
or capital goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore 
or any other raw material, by using such expanded capacity or such fresh 
plant, machinery or capital goods, and commences commercial production 
from such expanded capacity or such fresh plant, machinery or capital 
goods, on or after 1st March , 2016 .” . 


In the said notification , after paragraph 5 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 


57 / 2002 -Central 
Excise , dated the 14th 
November, 2002 . 
[G .S .R . 765 (E ), dated 
the 14th November, 
2002] 


“ 6 . The exemption contained in this notification shall not apply to : 
(a ) a new industrial unit engaged in production of refined gold or silver from 

gold dore , silver dore or any other raw material, which commences 
commercial production on or after 1st of March , 2016 ; 


(b ) an existing industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes 

substantial expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery 
or capital goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore 
or any other raw material, by using such expanded capacity or such fresh 
plant, machinery or capital goods, and commences commercial production 
from such expanded capacity or such fresh plant, machinery or capital 
goods, on or after 1st March , 2016 .”. 


In the said notification , after paragraph 7 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 


20 /2007 - Central 
Excise, dated the 25th 
April, 2007 . [G . S .R . 
307 (E ), dated the 25th 
April , 2007 ] 


“ 8 . The exemption contained in this notification shall not apply to : 


(a ) a new industrial unit engaged in production of refined gold or silver from 

gold dore, silver dore or any other raw material, which commences 

commercial production on or after 1st of March , 2016 ; 
(b ) an existing industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes 

substantial expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery 
or capital goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore 
or any other raw material, by using such expanded capacity or such fresh 
plant, machinery or capital goods, and commences commercial production 
from such expanded capacity or such fresh plant, machinery or capital 
goods, on or after 1st March , 2016 .” . 


01/ 2010 -Central In the said notification , after paragraph 10 , the following paragraph shall be 
Excise, dated the 6th | inserted , namely : 
February, 2010 . 

“ 11. The exemption contained in this notification shall not apply to : 
[G . S .R . 62 ( E ), dated 


64 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


February , 


the 6th 
2010 ] 


( a ) a new industrial unit engaged in production of refined gold or silver from 

gold dore , silver dore or any other raw material, which commences 
commercial production on or after 1st of March , 2016 ; 


(b ) an existing industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes 

substantial expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery 
or capital goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore 
or any other raw material, by using such expanded capacity or such fresh 
plant, machinery or capital goods, and commences commercial production 
from such expanded capacity or such fresh plant, machinery or capital 
goods, on or after 1st March , 2016 .” . 


[ E. No. 334/8/2016 -TRU] 

K. KALIMUTHU, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 

सं . 6/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
सा . का .नि . 223( अ). – केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु ) अधिनियम , 1978 ( 1978 का 40 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
निम्नलिखित अधिसूचनाओं में , जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट हैं , उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट रीति और विस्तार तक और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

सारणी 
क्रम . सं . अधिसूचना सं . और तारीख 

संशोधन 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


32/ 1999 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 8 | उक्त अधिसूचना के पैरा ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
जुलाई, 1999 [ सा . का . नि . सं . 508( अ), किया जाएगा , अर्थात् :-- 
तारीख 8 जुलाई, 1999 ] 

___ "6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 1 मार्च, 2016 को विद्यमान 
किसी ऐसी औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी , जो स्वर्ण डोरे, रजत 
डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के 
लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए 
संयंत्र , मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी 
विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग 
करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या 
ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ 
करती है । " 


33 /1999- केन्द्रीय उत्पाद- शल्क , तारीख 8 उक्त अधिसूचना के पैरा ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
जुलाई, 1999 [ सा . का .नि . सं . 509( अ), | 

| किया जाएगा, अर्थात् :-- 
तारीख 8 जुलाई , 1999 ] 

___ " 6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 1 मार्च, 2016 को विद्यमान 
किसी ऐसी औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी , जो स्वर्ण डोरे , रजत 
डोरे या किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के 
लिए अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए 
संयत्र , मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी 
विस्तारित क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग 
करते हुए 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या 
ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


करती है ।" 


56/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 25 | उक्त अधिसूचना के पैरा (5 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
जून , 2003 [ सा . का . नि . सं . 513( अ ), तारीख 

किया जाएगा , अर्थात् :-- 
25 जून , 2003] 

" 6. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 1 मार्च, 2016 को विद्यमान किसी 
ऐसी औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी , जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या 
किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए 
अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र , 
मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित 
क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए 
संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है । " 


71/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 9 उक्त आधसूचना क परा ( 1 ) के पश्चात् निम्नालाखत । 

उक्त अधिसूचना के पैरा ( 7 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
सितम्बर , 2003 [ सा. का. नि . सं . 717( अ), 

किया जाएगा, अर्थात् :-- 
तारीख 9 सितम्बर, 2003] 

"8. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 1 मार्च, 2016 को विद्यमान किसी 
ऐसी औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी , जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या 
किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए 
अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र , 
मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित 
क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए 
संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है । " 


49/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद - शल्क , तारीख 10 | उक्त अधिसूचना के पैरा ( 4) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
जून , 2003 [ सा . का . नि . सं . 471( अ), तारीख किया जाएगा, अर्थात् :-- 
10 जून , 2003] 

"5. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 1 मार्च, 2016 को विद्यमान किसी 
ऐसी उद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी , जो स्वर्ण डोरे , रजत डोरे या 
किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए 
अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र , 
मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित 
क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए 
संयत्र , मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है । " 


50/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 10 उक्त अधिसूचना के पैरा ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
जून , 2003 [ सा . का . नि . सं . 472( अ ), तारीख 

किया जाएगा , अर्थात् :-- 
10 जून , 2003 ] 

" 5. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट 1 मार्च, 2016 को विद्यमान किसी 
ऐसी औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी, जो स्वर्ण डोरे, रजत डोरे या 
किसी अन्य कच्ची सामग्री से परिष्कृत स्वर्ण या रजत के उत्पादन के लिए 
अपनी विद्यमान क्षमता में सारवान् विस्तार आरंभ करती है या नए संयंत्र , 
मशीनरी या पूंजी माल का प्रतिष्ठापन करती है, और ऐसी विस्तारित 
क्षमता या ऐसे नए संयंत्र , मशीनरी या पूंजी मालों का उपयोग करते हुए 1 
मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् ऐसी विस्तारित क्षमता या ऐसे नए 
संयंत्र, मशीनरी या पूंजी मालों से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती है । " 


[ फा . सं . 334/8/ 2016-टीआरयू] 

के. कालिमुत्तु, अवर सचिव 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 6 /2016 Central Excise 
G . S. R . 223 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ) read with sub - section (3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) 
Act, 1957 (58 of 1957 ) and sub - section ( 3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise ( Textile and Textile Articles ) 
Act, 1978 , (40 of 1978 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
further amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), specified in column ( 2 ) of the Table below , in the manner and to the extent specified in the corresponding 
entry in column ( 3 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


Sl. No . 


Notification No. and 

date 


Amendments 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


32 / 1999 -Central 
Excise , dated the 8th 
July, 1999 . [G . S .R . 508 
( E ), dated the 8th July , 
1999] 


In the said notification , after paragraph 5 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 

“ 6 . The exemption contained in this notification shall not apply to an existing 
industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes substantial 
expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery or capital 
goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore or any other 
raw material, by using such expanded capacity or such fresh plant, machinery 
or capital goods, and commences commercial production from such expanded 
capacity or such fresh plant, machinery or capital goods, on or after 1st March , 
2016 .” . 


33 / 1999 -Central 
Excise, dated the 8th 
July , 1999 . [G .S .R . 509 
( E ), dated the 8th July , 
1999 ] 


In the said notification , after paragraph 5 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 

“ 6 . The exemption contained in this notification shall not apply to an existing 
industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes substantial 
expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery or capital 
goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore or any other 
raw material, by using such expanded capacity or such fresh plant, machinery 
or capital goods, and commences commercial production from such expanded 
capacity or such fresh plant, machinery or capital goods, on or after 1st March , 
2016 .” . 


In the said notification , after paragraph 5 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 


56 /2003-Central 
Excise, dated the 25th 
June , 2003 . [G .S . R . 
513 ( E ), dated the 25th 
June, 20003 ] 


“ 6 . The exemption contained in this notification shall not apply to an existing 
industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes substantial 
expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery or capital 
goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore or any other 
raw material, by using such expanded capacity or such fresh plant, machinery 
or capital goods, and commences commercial production from such expanded 
capacity or such fresh plant, machinery or capital goods, on or after 1st March , 
2016 .” . 


71/2003-Central 
Excise, dated the 9th 
September, 2003. 
[G . S .R . 717 (E ), dated 
the 9th September, 
2003] 


In the said notification , after paragraph 7 , the following paragraph shall be 
inserted , namely : 

“ 8 . The exemption contained in this notification shall not apply to an existing 
industrial unit as on 1st of March , 2016 , which undertakes substantial 
expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery or capital 
goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore or any other 
raw material, by using such expanded capacity or such fresh plant, machinery 
or capital goods, and commences commercial production from such expanded 
capacity or such fresh plant, machinery or capital goods, on or after 1st March , 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2016. ”. 


49/ 2003 - Central 

In the said notification , after paragraph 4 , the following paragraph shall be 
Excise , dated the 10th | inserted , namely : 
June, 2003 . [ G . S. R . 

“ 5 . The exemption contained in this notification shall not apply to an existing 
471 ( E ), dated the 10th 

industrial unit as on 1st of March, 2016, which undertakes substantial 
June, 2003 ] 

expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery or capital 
goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore or any other 
raw material, by using such expanded capacity or such fresh plant,machinery 
or capital goods, and commences commercial production from such expanded 
capacity or such fresh plant, machinery or capital goods, on or after 1st March , 
2016 . ". 


6 . 


50 / 2003- Central 

In the said notification , after paragraph 4 , the following paragraph shall be 
Excise , dated the 10th | inserted , namely : 
June, 2003 . [ G . S . R. 

“ 5 . The exemption contained in this notification shall not apply to an existing 
472 ( E), dated the 10th 
June, 2003 ] 

industrial unit as on 1st of March, 2016, which undertakes substantial 
expansion of existing capacity or installs fresh plant, machinery or capital 
goods for production of gold or silver from gold dore , silver dore or any other 
raw material, by using such expanded capacity or such fresh plant, machinery 
or capital goods, and commences commercial production from such expanded 
capacity or such fresh plant, machinery or capital goods, on or after 1st March , 
2016 . ”. 


[ F. No. 334 /8/2016 - TRU ] 
K. KALIMUTHU, Under Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 7/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का .नि . 224( अ). — केंद्रीय सरकार , केंद्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अधिसूचना सं . 07/ 2012 -केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं . 158( अ ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन 
करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ ( 3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-- 


"जिन पर कोई ब्रांड नाम है या जिसका विक्रय किसी ब्रांड नाम से किया जाता है और खुदरा विक्रय कीमत ( खु.वि. की .) 1000 रु. और 
उससे अधिक है, से भिन्न कपास के सभी माल, जिनमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है । 


स्पष्टीकरण - शंकाओं के निवारण के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि कपास के माल जिसमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है के 
अंतर्गत कपास के फैब्रिक से बना वह माल आएगा जिसमें कोई अन्य टैक्सटाइल सामग्री नहीं है, भले ही उनमें कपास से भिन्न सामग्री के 
सिलाई , बंधन , होल्डिंग या अलंकरण के लिए प्रयुक्त सिलाई का धागा , डोरी , लेबल , प्रत्यास्थ टेप , जिप बंधक और अन्य मदें क्यों न हो । " 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 07/ 2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र , असाधारण , में , सा . का . नि . 

158( अ), तारीख 17 मार्च, 2012 में प्रकाशित की गई थी , और अधिसूचना सं .08/ 2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 


68 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


मार्च, 2013 द्वारा , जो सा . का . नि . सं . 143( अ ) तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित 
की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 1st March, 2016 

No. 7 /2016 Central Excise 
G .S . R . 224 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes 
the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), No 7 /2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide , number G . S .R . 158 ( E ), dated the 17th March , 2012 , namely : 

In the said notification , in the Table, against serial number 7 , in column ( 3 ), for the entry , the following shall be 
substituted , namely : 

“ All goods of cotton , not containing any other textile material, other than those bearing a brand name or sold 
under a brand name and having a retail sale price (RSP ) of Rs. 1000 and above . 

Explanation . - For the removal of doubts , it is hereby clarified that “ goods of cotton , not containing any other 
textile material , shall include goods made from fabrics of cotton , not containing any other textile material, even if they 
contain sewing threads, cords, labels, elastic tapes , zip fasteners or similar items used for stitching , fastening , holding or 
adornment, of materials other than cotton . ” . 


[ F. No. 334/ 8/ 2016- TRU] 


K . KALIMUTHU , Under Secy . 
Note : The principal notification No .7 /2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 , was published in the Gazette of 

India , Extraordinary , vide , number G . S. R. 158 ( E), dated the 17th March, 2012 and was last amended by 
notification No 8 /2013 - Central Excise, dated the 1st March , 2013 , was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide , number G .S . R . 143 (E ), dated the 1stMarch , 2013 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 8/2016 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन . टी .) 
सा . का. नि . 225 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम ,1944 (1944 का 1 ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 8/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2003 जो भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II , खंड 
( 3 ) उपखंड (i) में , सा . का .नि . सं .138 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में ,-- 
( क ) सारणी में , क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत :स्थापित की 
जाएंगी, अर्थात् :-- 


___ ( 1) 


( 2 ) 


(i) किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल या इसके पश्चात् बनाए गए छह करोड़ रुपए से अनधिक कुल मूल्य शून्य। "; 
तक पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न , 
किन्तु हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , गृह उपभोग के लिए 
आभूषण की पहली निकासी पहली अनुसूची में उस पर विनिर्दिष्ट संपूर्ण उत्पाद शुल्क से : 
परंतु 1 मार्च, 2016 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के 
दौरान, छूट पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भिन्न , किन्तु हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , गृह उपभोग 
के लिए आभूषण की पहली निकासी को पचास लाख रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक लागू होगी 


( ख ) पैरा 2 में ,-- 


(i) उपपैरा (ii) में , परंतुक के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-- 


" परंतु पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न , किन्तु हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम 
जटित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , आभूषण की वस्तुओं का विनिर्माता गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए इन मालों के 
विनिर्माण में उपयुक्त निवेशों पर संदत्त , उक्त नियम के नियम 3 या नियम 11 के अधीन निवेशों पर शुल्क के प्रत्यय का फायदा नहीं 
पाएगा उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में यथापरिकलित जिसकी पहली निकासी का कुल मूल्य छह करोड़ रुपए से अधिक नहीं है : । 


परंतु यह और कि इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात , ब्रांड नाम या अन्य व्यक्ति के व्यापार नाम वाले विनिर्दिष्ट मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त 
निवेशों को लागू होगी जो पैरा 4 के निबंधनानुसार इस छूट के पाने के अपात्र हैं ; "; 


(ii) उपपैरा (iv )में , निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 
" परंतु पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न , किन्तु हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम 
जटित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , आभूषण की वस्तुओं का विनिर्माता पूर्वोक्त निकासी पर शुल्क यदि कोई है के संदाय के लिए 
पूंजी माल पर संदत्त , उक्त नियम के नियम 3 या नियम 11 के अधीन पूंजी माल पर प्रत्यय का भी उपयोग नहीं करता , जिसका उक्त 
सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में यथा परिकलित जिसकी पहली निकासी का कुल मूल्य छह करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;"; 
(iii) उपपैरा ( vii) में , परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-- 


" परंतु एक या अधिक कारखाने या उत्पाद या विनिर्माण के परिसर से या एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा कारखाने या उत्पादन या 
विनिर्माण के परिसर से पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न , किन्तु हीरा , रूबी , 
पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , आभूषण की वस्तुओं का किसी विनिर्माता द्वारा गृह उपभोग के लिए सभी 
उत्पाद शुल्क्य मालों के निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में बारह करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;"; 


( ग ) पैरा 3 में , "किसी वित्तीय वर्ष में " से आरंभ होने वाले और "हिसाब में लिया जाएगा , अर्थात्:-- " से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-- 


"किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या इसके पश्चात् , उक्त सारणी के , यथास्थिति , क्रम संख्या 1 के सामने बनाए गए एक सौ पचास लाख 
रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक या क्रम संख्या 3 के सामने छह करोड़ रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक पहली निकासी अवधारित करने के 
प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित निकासियां हिसाब में नहीं ली जाएंगी, अर्थात् :-- "; 


( घ) पैरा 4ख के पश्चात् निम्नलिखित अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-- 


" 4ग . पूववर्ती पैराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , अध्याय 61 , 62, 63 (6305, 6309 00 00 , 6310 के अधीन आने वाले 
लैमिनेटेड जूट थैलों के सिवाए ) के अधीन आने वाले ब्रांड नाम वाले माल या किसी ब्रांड नाम के अधीन विक्रीत और 1000 रुपए या इससे 
अधिक खुदरा कीमत वाले मालों की बाबत छूट वित्तीय वर्ष 2015 -16 के शीर्ष भाग के लिए बारह लाख पचास हजार रुपए तक निर्बंधित 
होगा ।"; 


( ड) स्पष्टीकरण में खंड ( छ ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


"( छ ) " गृह उपभोग के लिए निकासी " जहां कहीं से इस अधिसूचना में निर्दिष्ट है, में भूटान को निर्यात के लिए निकासी सम्मिलित होगा; "। 


[ फा . सं . 334/8/ 2016-टीआरयू] 


के. कालिमुत्तू , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल नियम , अधिसूचना सं . 8/2003- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा सा . का . नि .138 ( अ), तारीख 1 मार्च, 

2012 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं . 15/ 2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i) ] 


teft , 


charsetet 38416 -9[cet arste 17 H7EF, 2012 GRT HT. . a . 166 (3 ), arte 17 H1EF, 2012 GRT Toft 
अंतिम बार संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 8 / 2016 Central Excise 
G . S. R . 225 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 8 / 2003-Central Excise dated the 1st March , 2003, published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S . R . 138 (E ) dated , the 1st March , 2003, namely : 

In the said notification , 
(a ) in the Table, after serial number 2, and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 3 ) 


Nil .” ; 


First clearances of the articles of jewellery for home consumption , other than articles of silver 
jewellery but inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond , ruby, emerald or 
sapphire , falling under chapter heading 7113 of the First Schedule upto an aggregate value not 
exceeding six crore rupees made on or after the 1st day of April in any financial year, from the 
whole of the duty of excise specified thereon in the First Schedule : 

Provided that during the period starting from 1st March , 2016 and ending on 31st March , 
2016 , the exemption shall apply to the first clearances of the articles of jewellery for home 
consumption , other than articles of silver jewellery but inclusive of articles of silver jewellery 
studded with diamond , ruby, emerald or sapphire , falling under chapter heading 7113 of the First 
Schedule, up to an aggregate value not exceeding fifty lakh rupees. 


(b ) in paragraph 2 , 
(i) in sub -paragraph (iii), for the proviso , the following shall be substituted , namely : 

“ Provided that the manufacturer of the articles of jewellery other than articles of silver jewellery but 
inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond , ruby, emerald or sapphire , falling under 
chapter heading 7113 of the First Schedule shall not avail the credit of duty on inputs under rule 3 or rule 
11 of the said rules, paid on inputs used in the manufacture of these goods cleared for home consumption , 
the aggregate value of first clearances of which , as calculated in the manner specified in the said Table 
does not exceed six crore rupees : 
Provided further that nothing contained in this sub -paragraph shall apply to the inputs used in the 
manufacture of specified goods bearing the brand name or trade name of another person , which are 

ineligible for the grant of this exemption in terms of paragraph 4 ;" ; 
( ii) in sub -paragraph (iv ), the following proviso shall be inserted, namely: 

“ Provided that the manufacturer of the articles of jewellery other than articles of silver jewellery but 
inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond , ruby , emerald or sapphire , falling under 
chapter heading 7113 of the First Schedule also does not utilise the credit on capital goods under rule 3 or 
rule 11 of the said rules, paid on capital goods, for payment of duty , if any , on the aforesaid clearances, the 
aggregate value of first clearances of which does not exceed six crore rupees , as calculated in the manner 

specified in the said Table ;” ; 
( iii ) in sub -paragraph (vii), for the proviso , the following shall be substituted , namely : 

“ Provided that aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption by a 
manufacturer of the articles of jewellery other than articles of silver jewellery but inclusive of articles of 
silver jewellery studded with diamond , ruby, emerald or sapphire , falling under chapter heading 7113 of 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


71 


the First Schedule, from one or more factory or premises of production or manufacture , or from a factory 
or premise of production or manufacture by one or more manufacturers , does not exceed rupees twelve 

croreinthe preceding financial year; "; 
(c ) in paragraph 3, for the words beginning with “ For the purposes of determining ” , and ending with “ taken into account, 
namely :- ", the following shall be substituted , namely: 

“ For the purposes of determining the first clearances upto an aggregate value not exceeding one hundred 
and fifty lakh rupees made against serial number 1 or upto an aggregate value not exceeding six crore 
rupees made against serial number 3, of the said Table , as the case may be , on or after the 1st day of April 

in any financial year, the following clearances shall not be taken into account, namely :-" ; 
(d ) after paragraph 4B , the following paragraph shall be inserted namely: 

“ 4C . Notwithstanding anything contained in the preceding paragraphs, the exemption in respect of goods 
bearing a brand name or sold under a brand name and having a retail price (RSP ) of Rs. 1000 and above, 
falling under Chapters 61 , 62 , 63 (except laminated jute bags falling under 6305 ,6309 00 00 , 6310 ), shall be 

restricted to rupees twelve lakh fifty thousand for the remaining part of the financial year 2015 - 16 .” ; 
(e ) in the Explanation , for clause (G ), the following shall be substituted , namely : 

“ (G ) “ clearances for home consumption ” , wherever referred to in this notification, shall include clearances for 
export to Bhutan; ". 

[ F. No. 334/8/2016-TRU ] 

K . KALIMUTHU , Under Secy . 
Note : The principalnotification No. 8 / 2003- Central Excise , dated the 1st March , 2003, was published in the Gazette of 

India , Extraordinary , vide number G . S .R . 138 ( E ), dated the 1st March , 2012 and was last amended vide 
notification No. 15 / 2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012, published vide number G . S . R . 166 (E ), 
dated the 17th March , 2012 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 9/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 226( अ ). केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा ( 2क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 01 / 2011 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 में , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का .नि . सं .116( अ ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती 
है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम संख्यांक 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और 
प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


"75क 


61. 62 63 66305 के अधीन | जिन पर कोई ब्रांड नाम है या जिसका विक्रय किसी ब्रांड नाम से किया जाता है और | 
आने वाले पटलित जट थैले के | खुदरा विक्रय कीमत ( खु . वि . की .) 1000 रु . और उससे अधिक है , के सभी माल "; 
सिवाय , 6309 00 00, 6310 ) 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.01/ 2011-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र , असाधारण , में , 

सा . का . नि . 116( अ ), तारीख 1 मार्च, 2011 में प्रकाशित की गई थी , और अधिसूचना सं .38/ 2015- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , 
तारीख 21 जुलाई , 2015 द्वारा , जो भारत के राजपत्र , असाधारण में सा . का . नि . सं . 572( अ ) तारीख 21 जुलाई , 2015 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 9/2016 Central Excise 
G . S . R. 226 ( E). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2A) of section5A of 
the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue ), No 1/2011 -Central Excise , dated the 1st March , 2011, published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section (i), vide , number G .S .R . 116 ( E ), dated the 1st March , 
2011 , namely : 


In the said notification , in the Table , after serial number 75 and the entries relating thereto , the following serial 
number and entries shall be inserted , namely : 
“ 75A | 61 , 62, 63 ( except 

All goods bearing a brand name or sold under a brand name and having 
laminated jute bags falling retail sale price (RSP ) of Rs. 1000 and above ” ; 
under 6305, 6309 00 00 , 
6310 ) 


[ F. No . 334/ 8/ 2016 -TRU ] 


K . KALIMUTHU , Under Secy . 
Note : The principal notification No. 1/ 2011 -Central Excise , dated the 1st March , 2011 was published in the Gazette of 

India, Extraordinary, vide , number G. S . R. 116 ( E), dated the 1st March, 2011 and was last amended by 
notification No 38 /2015 -Central Excise , dated 21st July, 2015 , published in the Gazette of India , Extraordinary , 
vide, number G . S . R . 572 ( E ), dated the 21st July , 2015 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 10 / 2016- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 


सा . का . नि . 227 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 2/ 2011-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 01 मार्च, 2011 में , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II, खंड ( 3), उपखंड (i) में , सा . का .नि . 117( अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात् :-- 
उक्त अधिसूचना की सारणी में ,-- 


। 


( क ) क्रम सं . 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( ख) क्रम सं . 53 के सामने स्तंभ (3) में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "निपटान योग्य एल्युमिनियम फॉयल, पुों और प्रेशर कुकरों 

से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी । 


[ फा . सं. 334/8/ 2016 -टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु, अवर सचिव 


टिप्पणः मूल अधिसूचना सं . 2/ 2011 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 01 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का . नि . 

117 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा, प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 08 / 2015-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क तारीख 1 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


73 


मार्च, 2015 द्वारा जो भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का . नि . सं 138 ( अ ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई 
थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 1st March, 2016 

No. 10 / 2016 Central Excise 
G . S . R . 227 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) No. 2 / 2011 -Central Excise, dated the 1stMarch , 2011, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
II, Section 3 , Sub -section (i), vide G .S .R . 117 ( E ), dated the 1stMarch , 2011 , namely : 
In the said notification , in the Table, 

(a ) serial number 48 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(b ) against serial number 53, for the existing entry in column ( 3), the entry “ All goods other than disposable 
aluminium foil containers, parts and pressure cookers ” shall be substituted . 

[ F. No. 334/ 8/2016 - TRU] 

K . KALIMUTHU , Under Secy. 
Note : - The principal notification No. 2 /2011 -Central Excise , dated the 1stMarch , 2011 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , vide G . S .R . 117 ( E ), dated the 1st March , 2011 and last amended by notification No. 8 /2015 - Central 
Excise , dated the 1stMarch, 2015 , published vide number G .S. R . 138 (E ), dated the 1stMarch , 2015. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 11/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 


सा. का. नि. 228 (अ). — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 14/ 2011 -केन्द्रीय 
उत्पाद- शुल्क , तारीख 01 मार्च, 2011 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का . नि . 129( अ ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , को अधिक्रान्त करते हुए, सिवाय ऐसे कार्यों या लोपों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था , यह समाधान 
हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की पहली अनुसूची के 
अध्याय 85 के अधीन रिकार्डेड सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मीडिया कहा गया है ), जिस पर 
विधिक माप विज्ञान अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों 
के अधीन उक्त मीडिया के पैकेज पर उसका खुदरा विक्रय मूल्य घोषित करना अपेक्षित नहीं है , को उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद- शुल्क से 
छूट प्रदान करती है, जिसका अवधारण उक्त केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया गया है और जो उक्त मीडिया पर 
अभिलिखित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के भाग पर संदेय उत्पाद- शुल्क के समतुल्य है और जो वित्त अधिनियम , 
1994 ( 1994 का 32) की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है : 


परन्तु विनिर्माता उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उक्त मीडिया पर अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मूल्य के संबंध 
में यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को घोषणा करेगा, जो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 
66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से उदग्रहणीय है : 


परन्तु यह और कि सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति सेवा कर नियम , 1994 के नियम 4 के साथ पठित उक्त वित्त 
अधिनियम की धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस पर उदग्रहणीय सेवा कर का संदाय करने का 
वचनबंध करता है । 


74 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


उपाबंध 1 


1. विनिर्माता का नाम : 


2. विनिर्माता का पता : 


3. केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ( यदि रजिस्ट्रीकृत है) : 

सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति का सेवा कर रजिस्ट्रीकरण : 


सेवा में 


(i) 


केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त /प्रधान आयुक्त ( अधिकारिता रखने वाला ), (पूर्ण पता ) 


सेवा कर आयुक्त / प्रधान आयुक्त ( अधिकारिता रखने वाला कार्यपालक और लेखापरीक्षा संबंधी अधिकारिता रखने 
वाला ), ( पूर्ण पता ) [ ऊपर (i) के माध्यम से ] 


महोदय , 
मैं , यह घोषणा करता हूं कि , 
1 . मैंने ....... माह, 

................. वर्ष को केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5) की पहली अनुसूची के 
अध्याय 85 के अधीन रिकार्डेड सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर वाले मीडिया का विनिर्माण करने के उपरान्त उसकी निकासी 
की है । मैंने अधिसूचना सं . 11/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2016 के फायदे का लाभ लिया है और उक्त 
अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त मूल्य , जो वित्त अधिनियम , 1994 की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवा कर से 
उदग्रहणीय है और जो .... रुपए है । 


2. मैंने उपलब्ध कराई गई सेवा के ऐसे मूल्य पर सेवा कर का संदाय कर दिया है (जीएआर - 7 चालान संलग्न है ) या मैं सेवा कर का 

संदाय करने का वचनबंध करता हूं , जिसके लिए मैं सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ... के अधीन .... ( सेवा कर प्रधान आयुक्त या 
सेवा कर आयुक्त की अधिकारिता से संबंधित ब्यौरे ) के पास रजिस्ट्रीकृत हैं । 


विनिर्माता/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम और हस्ताक्षर 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू] 

के . कालिमुत्तु, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 11 /2016 Central Excise 
G . S. R . 228 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 14 /2011 - Central Excise , dated the 1st March , 2011, published in the Gazette of India , 
Extraordinary vide number G .S .R . 129 ( E ) dated the 1st March , 2011, except as respects things done or omitted to be done 
before such supersession , the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby exempts media with recorded Information Technology Software (hereinafter referred to as the said media ), under 
Chapter 85 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ), on which it is not required , under the 
provisions of the LegalMetrology Act, 2009 (1 of 2010 ) or the rules made thereunder or under any other law for the time 
being in force, to declare on package of the said media thereof, the retail sale price, from so much of the duty of excise 
leviable thereon and determined under section 4 of the said Central Excise Act as is equivalent to the excise duty payable 
on the portion of the value of Information Technology Software recorded on the said media , which is leviable to service 
tax under section66B read with section 66E of the Finance Act , 1994 ( 32 of 1994) : 

Provided that the manufacturer shall make a declaration in the format specified in Annexure -I, regarding value 
of Information Technology Software recorded on the said media, which is leviable to service tax under section 66B read 
with section 66E of the said Finance Act, to the Principal Commissioner of Central Excise or the Commissioner of 
Central Excise, as the case may be : 


[ भाग II - खण्ड 


3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


75 


Provided further that the person liable to pay service tax is registered under section 69 of the said Finance Act, 
read with rule 4 of the Service Tax Rules , 1994 and undertakes to pay service tax leviable thereon in the format specified 
in Annexure - I. 


Annexure - I 


Name of the manufacturer: 
Address of the manufacturer : 
Central Excise Registration No. (If registered ): 
Service tax registration of the person liable to pay service tax : 


(i) Commissioner/Principal Commisisoner Central Excise (Jurisdictional), (complete address) 
(ii ) Commissioner /Principal Commisisoner Service Tax ( Jurisdictional Executive and Jurisdictional Audit ), 

(complete address ) [through (i) above ] 


Sir, 


I hereby declare that, 
1. I have manufactured and cleared media with recorded Information Technology Software , under Chapter 85 of 

the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986), inthe month of _ _ _ , Year __ _ . I 
have availed the benefit of notification no . 11 /2016 - C . E dated the 1st March , 2016 and the exempted value under 
the said notification , which is leviable to service tax under section 66B read with section 66E of the Finance 

Act , 1994, is Rs. . 
I have paid (GAR -7 Challan enclosed ) or undertake to pay service tax on such value of services provided , for 
which I am registered with 

_ (details of Jurisdictional Principal Commissioner or 
Commissioner of Service Tax ) under service tax registration no . 


Name and signature of manufacturer/authorised signatory . 


[ F. No . 334/ 8/ 2016-TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 12/ 2016 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का . नि . 229( अ). केंद्रीय सरकार , केंद्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 12 /2012 केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 में , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का. नि . 163 ( अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और 
संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में ,-- 


( अ) आरंभिक पैरा में पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ; 


( आ ) सारणी में ,-- 


(i) क्रम सं . 35 के सामने , स्तंभ ( 4 ) में की प्रविष्टि के स्थान पर “19 % " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( ii ) क्रम सं . 68 में , स्तंभ ( 3 ) में , " हैवी एल्काइलेट " शब्द , जहां -जहां वे आते हैं , के पश्चात् “ या एन -पैराफिन (लिनियर एल्किल 
बेंजिंन या हैवी एल्काइलेट के निर्माण के क्रम में निर्मित) ” शब्द अंत :स्थापित किए जाएंगे ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


(iii) क्रम सं . 77 के सामने, स्तंभ ( 3) में , “वायुयान ट्रबाइन ईंधन” शब्दों के पश्चात् “( अनुसूचित प्रादेशिक संपर्कता स्कीम 
( अ. प्रा .सं. स्की .) विमानपत्तनों से यात्री एयरलाइन ( या .ए.) को आपूर्ति के लिए)” शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे ; 


(iv) क्रम सं . 109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 


| 


(1 ) 


( 2) 


( 3) 


“ 109क 


28 , 29 या 38 


6 % 


सूक्ष्म पोषक , जो उर्वरक नियंत्रण आदेश , 1985 के क्रम सं . 
1 ( च ) की अनुसूची 1 भाग ( क ) के अधीन आते हैं और जिनका 
विनिर्माण उन विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है, जो उर्वरक 
नियंत्रण आदेश , 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है । 


( v ) क्रम सं . 128 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 


“ 128क 


कुछ नहीं । 


रासायनिक उर्वरकों में से उर्वरकों का भौतिक मिश्रण, जिस 
पर सहकारी सोसाइटियों द्वारा समुचित उत्पाद- शुल्क 
संदत्त किया गया है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के 
अधीन उर्वरकों के मिश्रण के विनिर्माण के लिए ऐसी 
सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को आपूर्ति के लिए 
प्रमाणपत्र धारित करती हैं । 
स्पष्टीकरण --इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, उपयुक्त 
शुल्क पर से शून्य शुल्क या रियायती शुल्क अभिप्रेत है, 
चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के 
साथ पठित हो या नहीं । 


( vi) क्रम सं . 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 


“144 


38 


कुछ नहीं 


कार्य के लिए संनिर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण या 
तैयार मिश्रित कंक्रीट ( ते . मि . कं .), जिसका ऐसे स्थल पर उपयोग 
किया जाएगा । 
स्पष्टीकरण -- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए स्थल पद से 
संविदा या करार में ऐसे संनिर्माण कार्य के लिए विनिर्दिष्ट वर्णन 
के माध्यम से मालों के विनिर्माण के लिए उपलब्ध परिसर 
अभिप्रेत है, परंतु ऐसे परिसर में विनिर्मित मालों का उपयोग 
केवल उक्त संनिर्माण कार्य में ही किया जाएगा । 


( vii ) क्रम सं . 148क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- 


" 148कक 


39232100 


सभी माल 


15 % 


या 


392329 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


77 


(viii ) क्रम सं . 148ख , 148ग और 148घ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( ix ) क्रम सं . 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत :स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् :- - 
“ 152क 40082910 तलों और ऐडियों के लिए रबड़ की चादरें और रेजिन रबड़ 

की चादरें 


6 % 


( x) क्रम सं . 172क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


( xi) क्रम सं. 189 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
( 1) (2) 

( 3 ) 
" 189 71 

तोला छड़ों से भिन्न स्वर्ण छड़ें , जिन पर विनिर्माता का 
क्रम सं . उत्कीर्ण है और उसके भार को निम्नलिखित प्रक्रम 
से आरंभ करते हुए कारखाने में विनिर्मित मीट्रिक इकाई में 
अभिव्यक्त किया गया है,-- 


(i) ( क ) स्वर्ण अयस्क या सांद्र ; 


( ख ) स्वर्ण डोरे छड़ ; या 


( ii ) रजत डोरे छड़ 


स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, स्वर्ण डोरे 
छड़ से ऐसी डोरे छड़ें अभिप्रेत होंगी, जिनमें स्वर्ण 
अंर्तवस्तु 95 % से अधिक नहीं है और रजत डोरे छड़ से 
ऐसी डोरे छड़ें अभिप्रेत होंगी, जिनमें रजत अंर्तवस्तु 95 % 
से अधिक नहीं है और उनके साथ खनन कंपनी द्वारा जारी 
एक कसौटी प्रमाणपत्र लगा होगा, जिसमें उनकी संरचना 
के ब्यौरे दिए गए हों 


9 . 5 % 


9 . 5 % 


( xii ) क्रम सं . 190 में , स्तंभ ( 4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, " 8. 5 % " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( 5) 


( xii) क्रम सं . 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-- 
(1) ( 2) 

( 3) 

( 4) 
“ 191 71 

उसी कारखाने में ताम्र , अयस्क या सांद्र के प्रक्रम से आरंभ 
करते हुए ताम्र प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित या 
उत्पादित निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- 
(i) तोला छड़ों से भिन्न स्वर्ण छड़ें , जिन पर विनिर्माता या 
परिष्करणकर्ता का क्रम सं . उत्कीर्ण है और उसके भार को 
मीट्रिक इकाई में अभिव्यक्त किया गया है और स्वर्ण 
सिक्के की शुद्धता 99 .5 % से कम नहीं है 
(ii) किसी भी रूप में रजत , 99. 9 % से कम की शुद्धता 
वाले रजत सिक्कों के सिवाय 

9 . 5 % 


78 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


8 . 5 % 


( xiv ) क्रम सं . 191क में , स्तंभ ( 4 ) में की प्रविष्टि के स्थान पर , " 8. 5 % " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


( xv ) क्रम सं . 199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-- 
(1) (2) 

(3 ) 
“ 199 7113 (I) आभूषण की वस्तुएं 

1 % 


16-"; 


(II) रजत आभूषण की वस्तुएं , हीरक , रुबी , पन्ना या कुछ नहीं 
नीलम जड़ित आभूषणों से भिन्न 


( xvi) क्रम सं . 235 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् :-- 
(1 ) 

(3 ) 

(4) (5) 
" 235क 8413 91 या 8501 टैरिफ मद 8413 70 10 के अधीन आने वाले अन्य अपकेंद्रिय 6 % 
3119 

पंपों के विनिर्माण के विनिर्माण में उपयोग के लिए 
निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- 


(i) 


शाफ्ट 
स्लीव 


चैम्बर 


(iv ) 


इम्पेलर 


( vi ) 


वासर 
विद्युत मोटर 


( xvii ) क्रम सं . 262 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् 


262क 


85076000 


मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , की बैटरियों 4 % 
से भिन्न लिथियम - आयन बैटरियां 


262ख 


85 या कोई अध्याय 


( क ) मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , से भिन्न कुछ नहीं 
लिथियम - आयन बैटरियों के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक 

और उपसाधन 
( ख) ऊपर (क) वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 


( xviii ) क्रम सं . 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् : -- 


" 263ख 


8504 


2 और 16 


मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , के विनिर्माण 2 % 
के लिए चार्जर या एडेप्टर 


263ग 


85 या कोई अन्य 
अध्याय 


क ) मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , के चार्जर कुछ नहीं 
या एडेप्टर के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे 
ख ) ऊपर ( क) में वर्णित हिस्से पूों के विनिर्माण के लिए इनपुट 
या उप पुर्जे 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


79 


263घ 


8506 , 8507 


2 और 16 


मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , एडेप्टर के 2 % 
विनिर्माण के लिए बैटरी 


263ङ 


85 या कोई अन्य । ( क ) मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , की बैटरी कुछ नहीं 
अध्याय 

के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे 
( ख) ऊपर ( क) में वर्णित हिस्से पूों के विनिर्माण के लिए 
इनपुट या उप पुर्जे 


263च 


85183000 


2 और 16 


मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , के विनिर्माण 2 % 
के लिए तार वाले हैडसेट 


263छ 


85 या कोई अन्य 
अध्याय 


| ( क ) मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , की तार | कुछ नहीं 
वाले हैडसेट विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे 
( ख) ऊपर ( क) में वर्णित हिस्से पूों के विनिर्माण के लिए 
इनपुट या उप पुर्जे 
मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं , के विनिर्माण 2 % 
के लिए स्पीकर 


263ज 


8518 


| 2 और 16 


263झ 


85 या कोई अन्य 
अध्याय 


। 


( क ) मोबाइल हैंडसेट , जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के कुछ नहीं 
स्पीकर विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे 
( ख) ऊपर ( क) में वर्णित हिस्से पूों के विनिर्माण के लिए 
इनपुट या उप पुर्जे 
ब्राडबैंड माडम 

| 4 % 


263ञ 


8517 62 30 


16 


263ट 


85 या कोई अन्य 
अध्याय 


( क ) ब्राडबैंड माडम के विनिर्माण के लिए पुर्जे , संघटक और उप कुछ नहीं 
साधन 
( ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 


2636 


851769 30 


राउटर 


4 % 


263ड 


। कुछ नहीं 


85 या कोई अन्य । 

| ( क ) राउटर के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उप साधन 
अध्याय 

( ख ) ऊपर ( क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 


2636 


85176960 


इंटरनेट का लाभ लेने के लिए सेटटाप बाक्स 


4 % 


263ण 


263त 


85 या कोई अन्य । ( क ) इंटरनेट का लाभ लेने के लिए सेटटाप बाक्स के विनिर्माण कुछ नहीं 
अध्याय 

के लिए पुर्जे , संघटक और उप साधन 

( ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 
85219090 डिजीटल वीडियो अभिलेj ( डीवीआर)/ नेटवर्क वीडियो 4 % 

अभिलेj ( एनवीआर) 
85 या कोई अन्य | ( क ) डिजीटल वीडियो अभिलेयं ( डीवीआर)/ नेटवर्क वीडियो | कुछ नहीं 
अध्याय 

अभिलेयॆ ( एनवीआर ) के विनिर्माण के लिए पुर्जे , संघटक और 
उप साधन 

( ख ) ऊपर ( क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 
852180 20 सीसीटीवी कैमरा या आईपी कैमरा 

4 % 


263थ 


263द 


16 


263ध 


| 85 या कोई अन्य ( क) सीसीटीवी कैमरा/ आईपी कैमरा के विनिर्माण के लिए पुर्जे, कुछ नहीं 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


अध्याय 


संघटक और उप साधन 
( ख ) ऊपर (क ) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 
टेलीविजन के ग्राह्य उपस्कर किंतु जो वीडियो प्रदर्शन को 4 % 
सम्मिलित किए जाने के लिए अभिकल्पित नहीं है 


263न 


85217100 


263प 


85 या कोई अन्य । ( क ) सीसीटीवी कैमरा / आईपी कैमरा के विनिर्माण के लिए पर्जे , कुछ नहीं 
अध्याय 

संघटक और उप साधन 
( ख) ऊपर ( क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे 


(xix) क्रम सं. 272, स्तंभ (3) में ,-- 


( क ) मद सं . ( क ) में , “ पुर्जे, संघटक और उप साधन " शब्दों के पश्चात् “जिसमें चार्जर / एडपेटर/ बैटरी/ तार वाले हैडसेट , स्पीकर " 

शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे ; 


( ख ) मद सं . ( ख ) में , “ बैटरी चार्जर और " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


( xx ) क्रम सं . 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , अर्थात् :-- 


" 272क 


8607 


सभी माल 


6 % 


272ख 


8608 


सभी माल 


6 % 


272ग 


8609 00 00 


प्रशितित आधान 


6 % 


( xxi ) क्रम सं . 297 के सामने , स्तंभ ( 3) में , मद ( v ) में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "(v ) xEV (संकर वैद्युत यान ) के लिए इंजन " 
रखी जाएगी ; 


( xxii) क्रम सं . 305 के सामने,-- 


( क) स्तंभ ( 3) में , “ पुर्जे और परीक्षण उपस्कर” शब्दों के स्थान पर “ पुर्जे, जांच उपस्कर, औजार और औजार किट ” शब्द रखे 

जाएंगे ; 


( ख ) स्तंभ (5 ) में , संख्या "3" के स्थान पर संख्या "2 " रखी जाएगी ; 


( xxiii ) क्रम सं . 305 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् :-- 
" 305क 89 या कोई अध्याय किसी पोत मरम्मत इकाई द्वारा सागरगामी पोतों की मरम्मत कुछ नहीं 

के लिए पूंजी माल और उनके अतिरिक्त पुर्जे, कच्ची सामग्रियां 
पुर्जे सामग्री हथालन उपस्कर और उपभोज्य । 
स्पष्टीकरण - "सागरगामी पोत ” में निम्नलिखित शामिल है 


( क) लाइनर ; विभिन्न किस्मों के स्थोरा -पोत जिसके अंतर्गत 
मांस , फल या वैसे ही के परिवहन के लिए प्रशितित पोत 
शामिल है, विशिष्ट मालों के परिवहन के विनिर्दिष्ट पोत 
( अनाज , कोयला , अयस्क या वैसे ही ) ; टैंकर (पेट्रोल , मदिरा , 
या वैसे ही ) ; याट और अन्य पाल पोत ; केबल पोत ; हिम 
प्रभंजक ; सभी किस्म की पल्वमान कारखाने ( ढेलों के 
प्रसंस्करण , मत्स्य का परिरक्षण या वैसा ही ) ; ह्वेल पकड़ने 
वाले ट्रालर और अन्य मछली पकड़ने वाले पोत ; जीवन रक्षक 
नौकाएं ; वैज्ञानिक अनुसंधान पोत ; मौसम पोत ; बोयज के 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


81 


परिवहन या मूरिंग के लिए पोत ; पायलट नौका ; निकर्षण 
सामग्री या वैस ही के निपटान के लिए होपरबार्ज ; 
( ख) पन्डुबियों सहित सभी किस्म के युद्ध पोत ; और 
( ग) टग्स , निष्कर्षक, अग्नि-प्लवमान और कबाड़ पोत ; और 
( घ) तेल रिग्स, भेदन पोत और जैक- अप रिस । 


( xxiv) क्रम सं . 315 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत :स्थापित की जाएंगी , 
अर्थात् :-- 
" 315क 90 या 84 प्रयोज्य निर्जीवाणुकृत डायलाइजर या किसी कुछ नहीं 

कृत्रिम बृतक के सुक्ष्म बैरियर 


( xxv) क्रम सं . 327 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जाएंगी , अर्थात् 


" 327क 


38, 39 और 68 


6 % 


____ 36 "; 


पवन चालित विद्युत जनित्रों के लिए रोटर ब्लेड और 
मध्यवर्तियों के विनिर्माण के लिए सूची 9क में विनिर्दिष्ट माल , 
रोटर ब्लेडों के पुर्जे और उप पुर्जे 


( आ ) सूची 8 में , 


i. मद (18) में “ सौर लालटेन” शब्दों के स्थान पर “ सौर लालटेन या सौर लैम्प ” शब्द रखे जाएंगे ; 
ii. मद ( 21) के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 

“(22) लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर, ब्रिक्विट और कोयला जलाने के लिए समुन्नत , खाना बनाने का चूल्हा 

(जिसके अंतर्गत धूम्र रहित चूल्हा है" ; 
( इ) सूची 9 में , मद 5, मद 7, मद 8, मद 9 और मद 17 का लोप किया जाएगा ; 
( ई) सूची 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत :स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 

सूची एक 

( क्रम सं. 327क देखें ) 
1 . टैरिफ मद 3907 30 10 के अधीन आने वाला एपोक्सी रेजिन 
2. टैरिफ मद 3905 99 90 के अधीन आने वाला विनाइल इस्टर एडहेसिव 
3. टैरिफ मद 3824 90 90 के अधीन आने वाला एडहेसिव रेजिन के लिए हार्डनर 
4. टैरिफ मद 3824 90 90 के अधीन आने वाला हार्डनर 


5. टैरिफ मद 390791 90 के अधीन आने वाले दोनों पालिस्टर आधारित इंफ्युजन रेजिन और हैंड ले अप रेजिन 


6. टैरिफ मद 6815 10 90 के अधीन आने वाला कार्बन पलटूजन 


[ फा . सं . 334 / 8/ 2016 -टीआरयू ] 


के. कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 12/ 2012-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, 

उपखंड (i) में सं. सा . का .नि . 163 ( अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 4/ 2015 केंद्रीय 
उत्पाद - शुल्क , तारीख 30 जनवरी, 2013 द्वारा जो सा . का . नि . 131 ( अ ), तारीख 30 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी , 
अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March, 2016 


No. 12 /2016 Central Excise 
G .S.R . 229 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), No . 12 /2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S . R . 163 ( E ), dated the 17th March , 2012 , namely : - 


In the said notification , 


( A ) 


( B ) 


in the opening paragraph , the first proviso shall be omitted ; 
in the Table , 
against serial number 35 , for the entry in column (4 ), the entry “ 19 % ” shall be substituted ; 


against serial number 68, in column ( 3 ), after the words “ heavy alkylate ” , wherever they occur, the words “ or N 
paraffin arising in the course of manufacture of linear alkyl benzene or heavy alkylate ” shall be inserted ; 


(iii ) 


against serial number 77 , in column (3 ), after the words, “ Aviation turbine fuel " , the words and letters “ for 
supply to Scheduled Commuter Airlines (SCA ) from the Regional Connectivity Scheme(RCS) airports ” shall be 
inserted ; 


( 3 ) 


( iv ) after serial number 109 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 

namely : 
( 1 ) (2 ) 

(4) (5) 
“ 109A 28 29 or 38 Micronutrients , which are covered under serial number 1 (f ) of 6 % 

Schedule 1, Part ( A ) of the Fertilizer Control Order, 1985 and 
are manufactured by the manufacturers which are registered 
under the Fertilizer Control Order, 1985 


( 3 ) 


(v ) after serial number 128 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 

namely: 
(1 ) L (2) 

(4 ) 
“ 128A 31 Mixture of fertilizers, made by physical mixing of chemical 

Nil 
fertilizers on which appropriate duty of excise has been paid , by 
Co - operative Societies, holding certificate of manufacture for 
mixture of fertilizers under the Fertilizer Control Order, 1985 , for 
supply to the members of such Co -operative Societies. 
Explantion .- For the purpose of this entry , the expression 
‘appropriate duty means nil duty or concessional duty, whether or 
not read with any relevant exemption notification for the time being 
in force . 


(vi ) for serial number 144 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
(1) 1 (2) 

( 3) 

(4 ) 
“ 144 38 Concrete Mix or Ready -mix Concrete (RMC ), manufactured at the Nil 

site of construction for use in construction work at such site . 
Explanation . – For the purpose of this entry , the expression ‘site 
means any premises made available for the manufacture of goods by 


[ 911 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


83 


way of a specific mention in the contract or agreement for such 
construction work , provided that the goods manufactured at such 
premises are solely used in the said construction work only 


(vii ) after serial number 148A and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 

inserted , namely: 
( 1) L (2 ) 

(4 ) (5) 
“ 148AA 3923 21 00 

All goods 

15 % 
or 3923 29 


(3) 


( viii ) 

( ix ) 


serial numbers 148B , 148C and 148D and the entries relating thereto shall be omitted ; 
after serial number 152 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely: 
L (2) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) 
4008 29 10 Rubber sheets and resin rubber sheets for soles and heels 

6 % 

-” 


(1) 


(5 ) 


(x ) serial number 172A and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(xi ) for serial number 189 and the entries relating thereto ,the following shall be substituted , namely: 
(1) (2) 

(3 ) 

(4 ) 
“ 189 71 Gold bars , other than tola bars, bearing manufacturer s engraved 

serial number and weight expressed in metric units manufactured in 
a factory starting from the stage of 
(i) (a ) Gold ore or concentrate ; 

9 . 5 % 
(b ) Gold dore bar ; or 
( ii) Silver dore bar 
Explanation .- For the purposes of this entry , ‘ gold dore barshall 
mean dore bars having gold content not exceeding 95 % and ‘silver 
dore bar shall mean dore bars having silver content not exceeding 

9 . 5 % 
95 % accompanied by an assay certificate issued by the mining 
company , giving details of composition 


( 3 ) 


(xii ) against serial number 190 , for the entry in column (4 ), the entry “ 8.5 % ” shall be substituted ; 
(xiii) for serial number 191 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 

(1) (2) 
“ 191 71 The following goods manufactured or produced during the process 

of copper smelting starting from the stage of copper ore or 
concentrate in the same factory , namely: 
(i) gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer s or 

refiner s engraved serial number and weight expressed in 9. 5 % 

metric units and gold coin of purity not below 99.5 % 
( ii ) silver in any form , except silver coins of purity below 99 . 9 ) 

8 .5 % 


( xiv ) 
(xv ) 


against serial number 191A , for the entry in column (4 ), the entry “ 8.5 % ” shall be substituted ; 
for serial number 199 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely: 


(1) 


(2) 


(3) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


“ 199 


7113 


1 % 


I 


16 


(I) Articles of jewellery 
(II) Articles of silver jewellery, other than those studded with 
diamond , ruby, emerald or sapphire 


Nil 


( 2 ) 


( xvi) after serial number 235 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 

inserted , namely : 
( 1) 

( 3) 

(4 ) (5) 
“ 235A 8413 91 or The following goods for use in manufacture of centrifugal pumps 6 % 2 ” ; 
8501 31 19 falling under tariff item 8413 70 10 , namely : 

(i) Shafts 
( ii ) Sleeve 
( iii) Chamber 
(iv) Impeller 
( v ) Washer 
( vi) Electric motor 


(xvii) 


after serial number 262 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be 
inserted , namely: 


( 1) 


(2 ) 


( 4 ) 


“ 262A 


8507 60 00 


4 % 


Lithium - ion batteries other than batteries of mobile handsets 
including cellular phones 


262B 


Nil 


| 85 or any 
other Chapter 


( a ) Parts , components and accessories for manufacture of 

Lithium -ion batteries other than batteries of mobile handsets 

including cellular phones ; 
(b ) Sub -parts for manufacture of the items mentioned at (a ) 

above 


( 3 ) 


( 4 ) 


( xviii ) after serial number 263A and the entries relating thereto , the following Sl. Nos. and entries shall be inserted , 

namely : 
( 1 ) (2 ) 

(5 ) 
“ 263B 8504 Charger or adapter for manufacture ofmobile handsets including 2 % 2 and 16 

cellular phones . 
263C 85 or any (a ) Inputs or parts for manufacture of charger or adapter of Nil 

other Chapter mobile handsets including cellular phones 


263D 


8506 , 8507 


2 % 


2 and 16 


(b ) Inputs or sub -parts for manufacture of parts mentioned at ( a ) 

above 
Battery for manufacture of mobile handsets including cellular 
phones 
(a ) Inputs or parts for manufacture of battery ofmobile handsets 

including cellular phones 
(b ) Inputs or sub -parts for manufacture of parts mentioned at (a ) 

above 


263E 


Nil 


85 or any 
other Chapter 


263F 


8518 30 00 


2 % 


2 and 16 


Wired headsets for manufacture of mobile handsets including 
cellular phones. 


2636 


Nil 


85 or any 
other Chapter 


(a ) Inputs or parts for manufacture of wired headsets of mobile 

handsets including cellular phones 
(b ) Inputs or sub - parts for manufacture of parts mentioned at (a ) 

above 


[ ATT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


263H 


2 % 


| 2 and 16 


2631 


Nil 


8518 Speakers for manufacture of mobile handsets including cellular 

phones 
85 or any | ( a ) Inputs or parts for manufacture of speakers of mobile 
other Chapter handsets including cellular phones 

(b ) Inputs or sub -parts for manufacture of parts mentioned at (a ) 

above 


263J 


8517 62 30 


Broadband modem 


4 % 


263K 


Nil 


85 or any 
other Chapter 


(a ) Parts , components and accessories for manufacture of 

broadband modem 
(b ) sub -parts for manufacture of the items mentioned at (a ) 

above 
Routers 


263L 


8517 69 30 


4 % 


263M 


Nil 


85 or any | ( a ) Parts , components , and accessories for manufacture of 
other Chapter routers 


263N 


4 % 


2630 


8517 69 60 

85 or any 
other Chapter 


Nil 


(b ) Sub -parts for manufacture of items mentioned at (a ) above 
Set-top boxes for gaining access to Internet 
(a ) Parts, components, and accessories for manufacture of Set- 

top boxes for gaining access to Internet 
(b ) Sub -parts for manufacture of items mentioned at (a) above. 
Digital Video Recorder (DVR ) or Network Video Recorder 

(NVR ) 


263P 


8521 90 90 


4 % 


263Q 


Nil 


85 or any 
other Chapter 


( a ) Parts , components , and accessories for manufacture of 

Digital Video Recorder (DVR ) or Network Video Recorder 
(NVR ) ; 


(b ) Sub -parts for manufacture of itemsmentioned at (a ) above. 


263R 


8525 80 20 


CCTV camera or IP camera 


4 % 


263S 


Nil 


85 or any 
other Chapter 


(a ) Parts, components , and accessories for manufacture of 

CCTV camera or IP camera 
(b ) Sub - parts for manufacture of items mentioned at (a ) above 
Reception 
Reception apparatus for television but not designed to 

app : 
incorporate a video display 


263T 


8528 71 00 


4 % 


16 


263U 


Nil 


85 or any 
other Chapter 


(a ) Parts , components, and accessories for manufacture of 

reception apparatus for television but not designed to 

incorporate a video display 
(b ) Sub -parts for manufacture of itemsmentioned at (a) above 


(xix ) against serial number 272 , in column (3 ), - 
(a) in item (a ), after the words “ Parts , components and accessories” , the words “ excluding Charger or Adapter , 

Battery , Wired Headsets and Speakers” shall be inserted ; 
(b ) in item (b ), the words “ battery chargers and ” shall be omitted ; 
(xx ) after serial number 272 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 

inserted , namely 
( 1) 

( 3 ) 

(4 ) 


( 2 ) 


“ 272A 


8607 


6 % 


272B 


8608 


All goods. 
All goods. 
Refrigerated containers . 


6 % 


272C 


8609 00 00 


86 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(xxi) 


(xxii ) 


against serial number 297, in column (3), for item (v), the entry “ (v ) Engine for xEV (hybrid electric vehicle )” 
shall be substituted ; 
against serial number 305, 
(a ) in column ( 3 ), for the words “ Parts and testing equipment” the words “ Parts, testing equipment, tools and 

tool-kits” shall be substituted 
(b ) in column (5 ), for the entry “ 3” , the entry “ 2” shall be substituted ; 
after serial number 305 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely: 

( 3 ) 

(4) (5 ) 


(xxiii ) 


( 2 ) 


( 1) 


“ 305A 


Nil 


89 or any 

other 
Chapter 


Capital goods and spares thereof, raw materials , parts, material 
handling equipment and consumables, for repairs of ocean 
going vessels by a ship repair unit. 
Explanation . - For the purpose of this entry “ Ocean going 
vessels ” includes 
(a ) liners; cargo - vessel of various kinds including refrigerator 
vessels for the transport of meat, fruit or the like , vessels 
specified for the transport of particular goods ( grain , coal, ores 
or the like ) ; tankers (petrol, wine or the like ); yachts and other 
sailing vessels; cable ships; ice-breakers ; floating factories of all 
kinds ( for processing whales, preserving fish or the like ) whale 
catchers; trawlers and other fishing vessels ; life boats , scientific 
research vessels ; weather ships; vessels for the transportation or 
mooring of buoys; pilot-boats; hopper barges for the disposal of 
dredged material or the like ; 
(b ) war ships of all kinds including submarines ; 
(c) tugs, dredgers, fire- floats and salvage ships; and 
(d ) oil rigs, drilling ships and jack -up rigs. 


( xxiv) after serial number 315 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 

namely: 
( 1) (2 ) 

(4 ) (5) 
“ 315A 90 or 84 Disposable sterilized dialyzer or micro barrier of artificial kidney . Nil 


( 3 ) 


( XXV) after serial number 327 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 

namely : 
(1) (2) 

(4 ) (5) 
“ 3274 | 38 , 39 or 68 Goods specified in List 9A, for the manufacture of rotor blades 

36 ” ; 
and intermediates , parts and sub -parts of rotor blades , for wind 
operated electricity generators . 


6 


% 


(C ) in List 8 , 

(i) in item ( 18 ), for the words “ Solar lantern ” , the words “ Solar lantern or Solar lamp” shall be substituted ; 
(ii) after item (21 ), the following shall be inserted , namely: 

“ ( 22 ) Improved cookstoves (including smokeless chulhas ) for burning wood , agro -waste , cow dung , briquettes 

and coal” ; 
( D ) in List 9 , items (5 ), (7), ( 8 ), (9 ) and (17 ) shall be omitted ; 
after List 9 and the entries relating thereto , the following List and entries shall be inserted , namely : 

“ LIST -9A 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( See S. No. 327A) 
(1) Epoxy resin , falling under tariff item 3907 30 10. 
( 2) Vinyl ester adhesives, falling under tariff item 3905 99 90 . 
( 3) Hardener for adhesive resin, falling under tariff item 3824 90 90 . 
(4) Hardeners, falling under tariff item 3824 90 90 . 
(5) Polyester based infusion resin and hand layup resin (both falling under tariff item 3907 91 90 . 
(6 ) Carbon pultrusion , falling under tariff item 6815 10 90 .” . 

[ F. No . 334/ 8 / 2016 - TRU ] 


K . KALIMUTHU , Under Secy. 


Note : The principal notification No. 12 /2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S . R . 163 ( E ), dated the 17th March , 2012 
and was last amended vide notification No.4 /2016 -Central Excise , dated the 30th January , 2016 published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S .R . 131(E ), dated the 30th 
January, 2016 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 13/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का .नि . 230 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 62/91- केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 25 जुलाई, 1991 को , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड ( 3), उप - खंड (i) में , सा0का0नि0 396( अ ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी , उन बातों के 
सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था । 


[ फा . सं. 334/8/2016-टीआरयू] 

के. कालिमुत्तु, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 13/2016 - Central Excise 
G .S .R . 230 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 3 of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62 /91 
CENTRAL EXCISES , dated the 25th July , 1991, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub 
section (i), vide number G . S. R . 396 (E ), dated the 25th July , 1991 , except as respects things done or omitted to be done 
before such rescission . 

[ F. No . 334 / 8/ 2016 - TRU] 
K . KALIMUTHU, Under Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 14/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 


88 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


सा . का .नि . 231( अ). -केंद्रीय सरकार, केद्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 33/ 2005 -केंद्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 8 सितम्बर , 2005 में , जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में , सा . का . नि . सं . 570 ( अ), तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित 
और संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की शर्त (ii) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


" परन्तु यह शर्त नगरपालिक और शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को तब लागू नहीं होगी , यदि विनिर्माता , 
यथास्थिति , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध करता है कि विद्युत के 
उत्पादक और नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकाय के बीच परियोजना आरंभ होने की तारीख से दस 
वर्ष से अन्यून अवधि के लिए एके विधिमान्य करार है । " 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


के. कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का .नि . 570( अ), तारीख 8 
सितम्बर, 2005 में प्रकाशित की गई थी , और अधिसूचना सं.14/2014-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा , 
जो सा . का . नि . सं . 445 ( अ ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 14/2016- Central Excise 
G .S .R . 231( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) No. 33/ 2005 - Central Excise, dated the 8th September , 2005 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub- section (i) vide number G. S. R. 570 ( E), dated the 8th September , 2005 , namely : - 


In the said notification , after the proviso to condition ( ii ), the following shall be inserted , namely, 


“ Provided further that this condition shall not apply to the power generation projects based on municipal and 
urban waste , if the manufacturer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant 
Commissioner of Central Excise , as the case may be , that there is a valid agreement between the producer of the power 
and urban local body for processing of municipal solid waste for not less than ten years from the date of commissioning 
of project.” . 

[ F. No. 334/ 8 / 2016-TRU] 


K . KALIMUTHU , Under Secy. 


Note : The principal notification No . 33 /2005 - Central Excise , dated the 8th September, 2005 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section- 3, Sub -section ( i), vide number G . S. R. 570 ( E), dated the 8th 
September , 2005 and last amended by notification No 14 /2014 -Central Excise dated 11th July , 2014 vide number 
G. S . R. 445 ( E ), dated 11th July , 2014. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 15/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


89 


सा . का .नि . 232( अ). केंद्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क (विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 (1957 का 58) की 
धारा 3 की उपधारा ( 3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग) की अधिसूचना सं . 30/ 2004-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 9 जुलाई, 2004 में , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, 
उपखंड (i) में , जो सा . का. नि . सं. 421 ( अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तंभ ( 3 ) की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात् : -- 


"जिन पर कोई ब्रांड नाम है या जिसका विक्रय किसी ब्रांड नाम से किया जाता है और खुदरा विक्रय कीमत ( खु. वि . की .) 1000 रु. 
और उससे अधिक है, से भिन्न सभी माल । "। 


[ फा . सं . 334/ 8/2016-टीआरयू ] 

के. कालिमुत्तु, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 30 /2004-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 9 जुलाई , 2004 भारत के राजपत्र , असाधारण , में , 

सा . का . नि . 421 ( अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 में प्रकाशित की गई थी , और अधिसूचना सं . 37 / 2015 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , 
तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा , जो भारत के राजपत्र , असाधारण में सा . का . नि . सं . 571( अ ) तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 15/ 2016 Central Excise 
G . S. R. 232 ( E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of section5A of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ) read with sub -section (3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise ( Goods of Special Importance ) 
Act, 1957 (58 of 1957), the CentralGovernment , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No 30 /2004 -Central Excise , dated the 9th July , 2004, published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i), vide , number G .S .R . 421 (E ), dated the 9th July, 2004 , namely : 

In the said notification , in the Table , against serial number 16 , in column (3 ), for the entry, the following shall 
be substituted , namely : 


“ All goods other than those bearing a brand name or sold under a brand name and having a retail sale price (RSP ) of 
Rs. 1000 and above. ” . 


[ F.No. 334/ 8/2016-TRU] 
K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification No. 30 /2004 -Central Excise , dated the 9th July , 2004 , was published in the Gazette of 

India, Extraordinary , vide , number G. S. R. 421 ( E), dated the 9th July, 2004 and last amended, vide, notification 
No. 37 / 2015 -Central Excise , dated the 21st July, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary , vide 
number G . S .R . 571( E ), dated the 21st July , 2015 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 15/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


सा . का .नि . 233( अ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा ( 3) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/ 2010-केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 27 फरवरी , 2010 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं . 118 ( अ ), तारीख 
27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में ,-- 


(i) पहले पैरा में ,-- 


( क) दीर्घ पंक्ति में , “ और पैक की गई ” शब्दों से आरंभ होने वाले और “ उक्त सारणी का 2 " के साथ समाप्त होने वाले भाग में 
"जिसकी अधिकतम पैक करने की गति , यथास्थिति , सारणी 1 के स्तंभ ( 3) या स्तंभ ( 4 ) या स्तंभ ( 5) या स्तंभ ( 6) या सारणी 2 के 
स्तंभ ( 3) या स्तंभ ( 4) या स्तंभ (5 ) या स्तंभ ( 6) है जिस पर उनका विनिर्दिष्ट मालों को पैक करने के लिए प्रचालन किया जा 
सकता है, जिनको यथास्थिति, सारणी -1 या सारणी- 2 के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमतों वाले पाउचों में पैक किया 
जाता है, के स्थान पर सारणी-1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ ( उख ) या स्तंभ ( 4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ ( 5क) या स्तंभ (5ख) या स्तंभ 
( 6) या सारणी 2 के ( 3 ) या स्तंभ ( 4) या स्तंभ ( 5 ) या स्तंभ ( 6क) या स्तंभ (6ख) " शब्द , कोष्ठक , अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


( ख) सारणी 1, टिप्पण और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


“ सारणी- 1 


क्रम 


खुदरा विक्रय कीमत | प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर ( रुपए लाख में ) 
| ( प्रति पाउच ) 


सं . 


चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न ) 


चबाने वाला तम्बाकू ( सामान्यतः 
फिल्टर खैनी के रूप में ज्ञात ) 


प्रति मिनट 300 | प्रति मिनट 301 | प्रति मिनट 451 पाउच | कोई भी गति 
पाउच तक पाउच 450 तक । 

| और उससे ऊपर तक 


(1) | 


( 2) 


(3) 


(4) 


(5) 


( 6 ) 


चूना चूना चूना ट्यूब/ चूना चूना ट्यूब/ चूना चूना ट्यूब/ चूना चूना ट्यूब/ चूना 
ट्यूब/ चूना ट्यूब/ चूना पाउच के बिना पाउच सहित पाउच के बिना पाउच सहित 
पाउच के बिना पाउच सहित 


( 3क ) 


( 3ख ) 


( 4क ) 


( 4ख ) 


( 5क ) 


( 5ख) 


1. 


1 .00 रु . तक 


30 . 51 


28. 98 


43. 58 


41 . 40 


92. 61 


87 .98 


18. 52 


45. 76 


43. 47 


। 


65 . 37 


62. 10 


138. 91 


131. 97 


27. 78 


1. 00 रु . से अधिक किन्तु 
1.50 रु. से अनधिक 


54.91 


51 .86 


78. 44 


74. 09 


166. 69 


157.43 


35. 19 


1. 50 रु. से अधिक किन्तु 
2. 00 रु. से अनधिक 


| 


82 .37 


77. 79 


117. 67 


111 .13 


250. 04 


236. 15 | 50 . 15 


2. 00 रु. से अधिक किन्तु 
3. 00 रु. से अनधिक 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


91 


102. 50 


96. 40 


146. 43 


137. 71 


311. 16 


292.64 


63.52 


| 3.00 रु. से अधिक किन्तु 
4 .00 रु. से अनधिक 


6. 


A 


120 . 50 


183. 04 


172. 14 


388. 95 


365. 80 


75. 43 


| 4.00 रु. से अधिक किन्तु 
5. 00 रु. से अनधिक 


___ 153. 75 


144. 60 


219. 64 | 


206.57 


5. 00 रु. से अधिक किन्तु | 
6. 00 रु. से अनधिक 


466. 74 


438. 96 


85. 99 


153.75 


| 144. 60 


219. 64 


206.57 


466.74 


438. 96 


| 95 . 31 


6. 00 रु . से अधिक किन्तु 
7. 00 रु. से अनधिक 


153. 75 


144. 60 


219 .64 


206. 57 


466. 74 


438. 96 


7.00 रु. से अधिक किन्तु 
8. 00 रु. से अनधिक 


103. 47 


| 153.75 


144 . 60 


219. 64 


206. 57 


466. 74 


438.96 


110 . 59 


8. 00 रु. से अधिक किन्तु 
9. 00 रु. से अनधिक 


244.05 


228 . 80 


348. 64 


326. 85 


740 .86 


6 94. 56 | 116. 73 


| 9 . 00 रु . से अधिक किन्तु 
10. 00 रु. से अनधिक 


491.58 


467. 00 


1044. 62 


992. 39 


10 . 00 रु . से अधिक किन्तु । 344. 11 - 326. 90 
15. 00 रु. से अनधिक 


116. 73 + 
11. 67x ( P 

10 ) 


409 .72 


- 


616. 12 


585 . 31 


1309. 25 


1243. 79 


15. 00 रु . से अधिक किन्तु । 431 . 28 
20. 00 रु. से अनधिक 


506.76 


481.42 


20. 00 रु. से अधिक किन्तु 
25. 00 रु . से अनधिक 


723 .94 


687 .74 


1538. 37 


1461.45 


571. 62 


543.04 


816.60 


775. 77 


| 1735. 28 


1648. 52 


25. 00 रु. से अधिक किन्तु 
30. 00 रु. से अनधिक 


16. 


595 . 54 


895. 54 


850. 77 


| 1903.03 


1807.88 


30. 00 रु. से अधिक किन्तु । 626. 88 
35. 00 रु. से अनधिक 


962. 07 


913.96 


2044. 40 


1942. 18 


35 . 00 रु . से अधिक किन्तु 
40. 00 रु. से अनधिक 
| 40 . 00 रु. से अधिक किन्तु 
45. 00 रु. से अनधिक 


18. 


712. 17 


676.56 


1017.39 


966.52 


2161.95 


2053.85 


706. 63 


1062. 60 


- 


1009 . 47 | 2258 .03 


2145 . 13 


45 .00 रु. से अधिक किन्तु - 743.82 
50 .00 रु. से अनधिक 


20 . 


50. 00 रु. से अधिक 743.82 + 14. 706 . 63 + 14. 1062. 60 + 21 . 1009.47 + 20. 2258.03 + 45. 2145. 13 + 42 . 

88 x ( की -50) 13 x ( की -50) 25 x ( की -50) 19 x ( की -50) 16 x ( की -50) 90 x ( की -50) 
जहां ऊपर की पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है । 


टिप्पण :- क्रम सं . 12 के सामने , स्तंभ सं . ( 6 ) में की प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ सं . ( 2 ) में , की प्रविष्टि ‘ रुपए 10 . 01 और उससे 
ऊपर के रूप में पठित होगी । । 


दृष्टांत 1 :- किसी चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न ) के पाउच के लिए, जिसमें चूना टयूब नहीं है और जिसे किसी ऐसी मशीन की 
सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम पैकिंग गति, जिसपर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले चबाने वाले तम्बाकू (फिल्टर 
खैनी से भिन्न ) पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है प्रति मिनट 450 पाउच है और जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55 रू0 
( अर्थात् " की ") है प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर = 1062. 60 + 21. 25x ( 55 - 50 ) लाख रुपए = 1168. 85 लाख रुपए 


होगी । 


92 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


दृष्टांत 2 :- किसी फिल्टर खैनी के पाउच के लिए , प्रतिमास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर , जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 15.00 
रु . (अर्थात् की ) है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 116. 73 + 11. 67 x 
( 15 - 10 ) लाख रुपए = 175.08 लाख रुपए होगी । "; 


( ग ) सारणी 2 और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


“ सारणी- 2 


क्रम 


# . 


खुदरा विक्रय | प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर ( रुपए लाख में ) 
कीमत ( प्रति 
पाउच ) 

जर्दा सुगंधित तम्बाकू 


अविनिर्मित तम्बाकू 


कोई गति 


प्रति मिनट 300 प्रति मिनट 301 | 
पाउच तक पाउच 450 तक पाउच और उससे 

ऊपर तक 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


चूना ट्यूब/ चूना । चूना ट्यूब/ चूना 
पाउच के बिना पाउच सहित 


(6क) 


(6ख) 


1. 00 रु. तक 


30 . 51 


43 . 58 


92.61 


15. 32 


14. 55 


45. 76 


65 . 37 


138. 91 


22.98 


21. 83 


1. 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
1. 50 रु. से 
अनधिक 


3. 


54. 91 


78. 44 


166. 69 


27. 58 


26.04 


| 1. 50 रु . से 
अधिक किन्तु 
2.00 रु. से 
अनधिक 


82. 37 


117. 67 


250 . 04 


41. 37 


39 . 07 


2. 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
3. 00 रु. से 
अनधिक 


102. 50 


146. 43 


_ 31.16 


311 .16 


51.48 


51. 48 


48. 41 


3. 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
4. 00 रु . से 
अनधिक 


6 . 


|4.00रु.से | 


128.13 


128. 13 


183.04 


183.04 _ _ 


4. 00 रु. से 
अधिक किन्तु 


388.95 


388. 95 


64.35 


64. 35 


60.52 


60 . 52 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . 00 रु . से 
अनधिक 


7 . 


153. 75 


219 . 64 


466 .74 


77 . 22 


72. 62 


5 . 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
6 .00 रु. से 
अनधिक 


153. 75 


219. 64 


466.74 


77. 22 


72. 62 


6 . 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
7 . 00 रु . से 
अनधिक 


9 . 


153. 75 


219. 64 


466.74 


77. 22 


72. 62 


7. 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
8 . 00 रु . से 
अनधिक 


10. 


153. 75 


219 . 64 


466. 74 


77. 22 


72. 62 


8. 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
9 . 00 रु . से 
अनधिक 


244.05 


348. 64 


740 . 86 


122. 56 


114. 90 


9. 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
10.00 रु. से 
अनधिक 


344 .11 


491. 58 


1044. 62 


172. 81 


164. 17 


10 . 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
15 .00 रु . से 
अनधिक 


13. 


431. 28 


616. 12 


1309. 25 


216. 59 


205 . 76 


15. 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
20 . 00 रु . से 
अनधिक 


506 . 76 


723. 94 


1538 . 37 


254. 50 


241 . 77 


20. 00 रु. से 
अधिक किन्तु 
25 . 00 रु. से 
अनधिक 


15 . 


571. 62 


816. 60 


1735 . 28 


287 . 07 


272. 72 


25 . 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
30 . 00 रु . से 
अनधिक 


16 . 


626.88 


895 . 54 


1903.03 


314. 82 


299. 08 


30 . 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
35 . 00 रु . से 
अनधिक 


673. 45 


962. 07 


2044. 40 


338. 21 


321. 30 


35. 00 रु. से 
अधिक किन्तु । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( )] 


40 . 00 रु . से 
अनधिक 


18 . 


712. 17 


1017 . 39 


2161 . 95 


357. 66 


339 . 78 


| 40 . 00 रु . से 
अधिक किन्तु 
45 . 00 रु . से 
अनधिक 


19 . 


743. 82 


1062. 60 


2258.03 


373. 55 


354. 88 


45 .00 रु. से 
अधिक किन्तु 
50 .00 रु. से 
अनधिक 


20 . 


अधिक 


743.82+ 14.88 x 1062 . 60 + 21 . 25 x 2258. 03 + 45. 16 x 373 . 55 + 7.47 | 354 . 88 +7.10 
| ( की - 50 ) ( की - 50 ) ( की -50) x ( की - 50 ) x ( की -50) 
जहां ऊपर की पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है 


दृष्टांत 2 :- किसी जर्दा सुगंधित तम्बाकू के पाउच के लिए, प्रति मास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 
55 .00 रु. (अर्थात् की ) है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 1062. 60 + 
21.25 x ( 55 - 50) लाख रुपए = 1168.85 लाख रुपए होगी । "; 


(ii ) पैरा 3 में , सारणी 3 के स्थान पर , निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-- 


“ सारणी - 3 


क्रम | शुल्क 


अविनिर्मित तंबाकू के लिए चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क 
शुल्क अनुपात 

अनुपात 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


के 


0 . 9384 


0 . 8350 


0 .0616 


0 .0619 


( 2) 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 के अधीन 
उद्ग्रहणीय शुल्क 
वित्त अधिनियम , 2005 की धारा 85 के अधीन 

उद्गृहणीय अतिरिक्त उत्पाद - शुल्क 
| वित्त अधिनियम , 2001 की धारा 136 के अधीन 
उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क 
वित्त अधिनियम , 2004 की धारा 91 के अधीन 
उद्गृहणीय शिक्षा उपकर 
वित्त अधिनियम , 2007 की धारा 136 के अधीन 
उद्गृहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर 


0 . 0 


0 . 1031 


0. 0 


0. 0.". 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू 


के. कालिमुत्तु, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 16/ 2010- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 27 फरवरी , 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 

3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं . सा . का . नि . 118 ( अ ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 
सं . 25/ 2015- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 30 अप्रैल , 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, 
उपखंड (i) में सं . सा . का . नि . 343( अ ), तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की 
गई थी । 


[ TT II - QUE 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1stMarch , 2016 
No. 16 / 2016 Central Excise 


G . S . R . 233 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of Section 3A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the CentralGovernmenthereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 16 /2010 -Central Excise , dated the 27th 
February , 2010 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , sub - section (i) vide number G . S . R . 
118 (E ), dated the 27th February , 2010 , namely : 
In the said notification , - 
(i) in the first paragraph , 
(a ) in the long line for the portion beginning with words “ and packed in ” and ending with the words of the said Table 
2 ” , the words, brackets, figures and letters “ having maximum packing speed as specified in column (3) or column (4 ) or 
column (5 ) or column (6 ) of Table -1 or column (3 ) or column (4 ) or column (5 ) or column (6 ) of Table- 2 , as the case 
may be, at which they can be operated for packing of specified goods which are packed in pouches of retail sale prices as 
specified in column (2 ) of Table - 1 or Table - 2 , as the case may be , the rates of duty specified in the corresponding entry 
in column ( 3a ) or column ( 3b ) or column (4a ) or column (4b ) or column (5a) or column (5b ) or column (6 ) of Table - 1 or 
column ( 3 ) or column ( 4 ) or column (5 ) or column (6a) or column (6b ) of Table - 2 ” shall be substituted ; 
(b ) for Table- 1, the Note and the Illustrations, the following shall be substituted , namely : 

“ TABLE - 1 


SI. 


Rate of duty per packing machine per month (Rupee in lakh ) 


Retail sale 
price (Per 
pouch ) 


Chewing Tobacco (other than Filter Khaini) 


Chewing 

tobacco 
( commonly 
known as Filter 

Khaini) 
Any speed 


301 to 450 pouches per 

minute 


451 pouches per minute 

and above 


( 1) 


(2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Upto 300 pouches per 

minute 

(3 ) 
Without With lime 

lime tube /lime 
tube/ lime pouches 
pouches 
( 3a ) 

( 3b ) 
30 .51 

28 .98 
45 .76 

43.47 


With lime 
tube/ lime 
pouches 


Without 

lime 
tube/ lime 
pouches 


With lime 
tube/lime 
pouches 


Without 

lime 
tube/ lime 
pouches 

(4a) 
43. 58 
65 . 37 


( 46 ) 


(5a ) 


(5b ) 


87 .98 


41. 40 
62 . 10 


92 .61 
138 .91 


18 .52 
27 .78 


2 


131. 97 


Upto Re. 1.00 
Exceeding Re. 

1 .00 but not 
exceeding Rs. 

1 .50 


54.91 


51 .86 


18. 
4 


78.44 


74.09 


74. 09 


16.69 


166 .69 


151.43 


157. 43 


35.19 


35 . 19 


Exceeding Re . 

1 .50 but not 
exceeding Rs. 

2 .00 


4 


82. 37 


77 . 79 


117 .67 


111. 13 


250 . 04 


236 . 15 


50. 15 


Exceeding Re. 

2 . 00 but not 
exceeding Rs. 


3 . 00 


5 


102. 50 


96 .40 


146 . 43 


137 .71 


311. 16 


292 .64 


63.52 


Exceeding Re. 

3 . 00 but not 
exceeding Rs. 

4 .00 


128 . 13 


120 .50 


183.04 


172 . 14 


388 . 95 


365 .80 


75 .43 


Exceeding Re. 

4 . 00 but not 
exceeding Rs. 

5 .00 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


153.75 


144.60 


219 .64 


206 .57 


466 .74 


438 . 96 


85 .99 


Exceeding Re. 

5 .00 but not 
exceeding Rs. 

6 .00 


144 .60 


219 .64 


206 .57 


466 . 74 


438 . 96 


95 .31 


Exceeding Re. 

6 . 00 but not 
exceeding Rs. 

7 . 00 


9 


153. 75 


144 .60 


219 .64 


206 . 57 


466 .74 


438 . 96 


103 .47 


10 


| 


153.75 


144 .60 


219 .64 


206 . 57 


466 .74 


438 . 96 


110 .59 


Exceeding Re. 

7 . 00 but not 
exceeding Rs. 

8 .00 
Exceeding Re. 

8 . 00 but not 
exceeding Rs. 

9 .00 
Exceeding Re. 

9 .00 but not 
exceeding Rs. 

10 . 00 
Exceeding Re . 
10 . 00 but not 
exceeding Rs. 

15 . 00 


244.05 


228 .80 


348 .64 


326 . 85 


740. 86 


694 . 56 


116 .73 


344. 11 


| 


326 . 90 


491. 58 


467.00 


1044 .62 


992. 39 


116 .73 + 11.67x 

(P - 10 ) 


13 


431. 28 


409. 72 


616 . 12 


| 


585 . 31 


1309.25 


1309. 25 


1243.79 


1243.79 


Exceeding Re. 
15 .00 but not 
exceeding Rs. 

20 .00 


14 


506 .76 


481.42 


723 . 94 


687 . 74 


1538. 37 


1461. 45 


15 


571.62 


543 .04 


816 .60 


L 


775 .77 


1735 . 28 


1648 .52 


Exceeding Re. 
20 .00 but not 
exceeding Rs. 

25 .00 
Exceeding Re. 
25 .00 but not 
exceeding Rs. 

30 .00 
Exceeding Re. 
30 .00 but not 
exceeding Rs. 

35 .00 


626 .88 


595 . 54 


895 .54 


850 .77 


1903. 03 


| 


1807 . 88 


17 


673.45 


639. 78 


962 .07 


913 . 96 


2044 .40 


1942. 18 


Exceeding Re. 
35 .00 but not 
exceeding Rs. 

40 .00 


18 


712 . 17 


676 .56 


1017 . 39 


966 .52 


2161. 95 


2053.85 


Exceeding Re. 
40 .00 but not 
exceeding Rs. 

45 .00 


743 .82 


706 .63 


1062 .60 


1009 . 47 


2258 .03 


2145 . 13 


Exceeding Re . 
45 .00 but not 
exceeding Rs. 

50 .00 
Above Rs. 

50 .00 


20 


743.82 + 706 .63 + 1062.60 + 1009.47 + 2258 .03 + 2145 . 13 + 
14 .88x (P - 14. 13x (P - || 21 .25x (P 20 . 19x (P 45. 16x (P - 42 .90x (P 
50 ) 50 ) 50 ) 50) 50 ) 

50 ) 
Where ‘ p above represents retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be determined 


Note :- For the purposes of entry in column (6 ), against Sl.No.12 , the entry in column (2 ) shall be read as Rs. 10.01 and 
above . 


Illustration 1:- The rate of duty per packing machine per month for a chewing tobacco (other than filter khaini) pouch not 
containing lime tube having retail sale price of Rs.55 .00 (i.e. ‘P ) packed with the aid of a machine having maximum 


[ 411 II - 005 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


97 


packing speed , at which it can be operated for packing of chewing tobacco (other than filter khaini) pouch of the said 
retail sale price, of 450 pouches per minute, shall be = Rs. 1062 .60 + 21.25 x (55 -50 ) lakh = Rs. 1168 . 85 lakh . 


Illustration 2 :- The rate of duty per packing machine per month for a filter khaini pouch having retail sale price of 
Rs.15 .00 (i.e. “ P ) packed with the aid of a machine having any maximum packing speed shall be = Rs. 116 .73 + 11.67 x 
( 15 - 10 ) = Rs .175.08 lakh .” ; 


(c ) 


for Table -2 and the Illustration , the following shall be substituted , namely : 


Si. 
No. 


Retail sale price 

( per pouch ) 


TO 


(1) 


(2) 


1 


“ TABLE -2 
Rate of duty per packing machine per month ( rupees in lakh ) 
Jarda Scented Tobacco 

Unmanufactured Tobacco 
Upto 300 301 to 450 451 pouches per 

Any speed 
pouches per pouches per minute and above 
minute 

minute 
( 3) (4 ) (5 ) 

(6 ) 
Without lime With lime 
tube / lime tube/ lime 
pouches 

pouches 
(6a ) 

(6b ) 
30 .51 43 .58 92.61 

15 .32 

14 .55 
45 . 76 65 . 37 

138 . 91 22 . 98 

21.83 


54 .91 


78 . 44 


166 .69 


27 .58 


26 .04 


82 . 37 


117 .67 


250 .04 


41. 37 


39 .07 


102. 50 


146 .43 


311. 16 


51.48 


48 .41 


128 . 13 


183 .04 


388 . 95 


64 . 35 


60 .52 


1 Up to Re. 1. 00 
2 Exceeding Re. 

1.00 but not 
exceeding Rs . 
1 . 50 
Exceeding Rs. 
1.50 but not 
exceeding Rs. 
2.00 
Exceeding Rs. 
2 . 00 but not 
exceeding Rs. 

3 . 00 
5 Exceeding Rs. 

3 .00 but not 
exceeding Rs . 
4 . 00 
Exceeding Rs. 
4 .00 but not 
exceeding Rs. 
5 .00 
Exceeding Rs. 
5 .00 but not 
exceeding Rs. 

6 . 00 
8 Exceeding Rs. 

6 .00 but not 
exceeding Rs. 
7 .00 
Exceeding Rs. 
7 .00 but not 
exceeding Rs. 
8 . 00 
Exceeding Rs. 
8 . 00 but not 
exceeding Rs. 
9 . 00 


153 .75 


219 .64 


466 .74 


77 .22 


72 .62 


153.75 


219 .64 


466 .74 


77 .22 


72 .62 


153.75 


219 .64 


466 .74 


77 .22 


72 .62 


153.75 


219 .64 


466 .74 


77 .22 


72.62 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


244 .05 


348 .64 


740 . 86 


122 . 56 


114 . 90 


344 . 11 


491.58 


1044 .62 


172 .81 


164 . 17 


431 . 28 


616 . 12 


1309 . 25 


216 .59 


205. 76 


506 . 76 


723.94 


1538 . 37 


254 .50 


241.77 


15 


571.62 


816 .60 


1735 .28 


287 .07 


272 .72 


11 Exceeding Rs. 

9 .00 but not 
exceeding Rs. 

10 .00 
12 Exceeding Rs. 

10 .00 but not 
exceeding Rs . 
15 .00 
Exceeding Rs. 
15 .00 but not 
exceeding Rs. 

20 .00 
14 Exceeding Rs. 

20 .00 but not 
exceeding Rs. 
25 .00 
Exceeding Rs. 
25 .00 but not 
exceeding Rs . 
30. 00 
Exceeding Rs. 
30 .00 but not 
exceeding Rs. 

35 .00 
17 Exceeding Rs. 

35 . 00 but not 
exceeding Rs. 

40 .00 
18 Exceeding Rs. 

40 .00 but not 
exceeding Rs . 

45 .00 
19 Exceeding Rs. 

45 .00 but not 
exceeding Rs. 

50 .00 
20 Above Rs. 50.00 


626 .88 


895 .54 


1903 .03 


314 . 82 


299. 08 


673 .45 


962.07 


2044 .40 


338 .21 


321. 30 


712. 17 


1017 . 39 


2161. 95 


357.66 


339 . 78 


743 .82 


1062 .60 


2258 .03 


373. 55 


354 .88 


50 ) 


743.82 + 14 .88 x 1062.60 + 21 . 25 x 2258 .03 + 45. 16 x (P - 373 .55 + 7 .47 x 354 .88 + 7 . 10 x 
( P -50) ( P -50 ) 

( P -50 ) 

(P -50 ) 
where ‘P above represents retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be 
determined. 


Illustration :- The rate of duty per packing machine per month for a jarda scented tobacco pouch having retail sale price 
of Rs . 55 . 00 (i.e . P ) packed with the aid of a machine having maximum packing speed , at which it can be operated for 
packing of jarda scented tobacco pouch of the said retail sale price , of 400 pouches per minute , shall be = Rs. 
1062.60 + 21. 25 x (55 -50 ) = Rs. 1168 .85 lakh." ; 
( ii ) in paragraph 3 , for Table - 3 , the following shall be substituted , namely : 


“ TABLE -3 


Sl. 


No. 


Duty 


Duty ratio for 

Duty ratio for Chewing Tobacco / 
Unmanufactured Tobacco Jarda Scented Tobacco /Filter Khaini 
( 3 ) 

(4 ) 
0 . 9384 

0 .8350 


(1 ) 


2 


( 2 ) 
The duty leviable under the Central Excise 
Act, 1944 
The additional duty of Excise leviable 
under section 85 of the Finance Act, 2005 
National Calamity Contingent Duty 
leviable under section 136 of the Finance 


0 .0616 


0 .0619 


3 


0 . 0 


0 . 1031 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 


0 . 0 


0 . 0 


Act, 2001 
Education Cess leviable under section 91 of 
the Finance Act, 2004 
Secondary and Higher Education Cess 
leviable under section 136 of the Finance 
Act, 2007 


5 


0 . 0 


0 . 0 . ”. 


[ F. No. 334 /8/2016 -TRU] 

K . KALIMUTHU , Under Secy . 
Note : The principal notification No. 16 /2010 -Central Excise , dated the 27th February, 2010 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, sub - section (i) vide number G . S . R . 118 ( E ), dated the 27th 
February , 2010 and last amended vide notification No. 25 /2015 Central Excise , dated the 30th ,April , 2015 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, sub -section (i) vide number G . S . R . 343 (E ), 
dated the 30th , April , 2015. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 17/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 


सा . का . नि . 234( अ ). केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 42/ 2008- केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 1 जुलाई, 2008 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का .नि . सं . 492( अ ), तारीख 1 
जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में ,-- 


(i) पहले पैरा में , सारणी 1 और दृष्टांत के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- - 


" सारणी- 1 


क्रम खुदरा विक्रय कीमत ( प्रति प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (लाख रुपए में ) 
पाउच ) प्रति मिनट 300 पाउच तक प्रति मिनट 301 से 750 प्रति मिनट 750 पाउच और 

पाउच तक 

उससे अधिक 
| (1) | ( 2) ( 3) 

( 5 ) 
पान मसाला, पान पान मसाला, पान पान मसाला, 
पान मसाला 

जिसमें तंबाकू है मसाला जिसमें तंबाकू है मसाला जिसमें तंबाकू है 
( 3क ) ( 3ख ) ( 4क ) ( 4ख ) ( 5क ) 

( 5 ख ) 
1. 1. 00 रु. तक 

18. 45 33. 29 30 . 19 54. 48 67 .09 121 . 06 
2. 1 .01 रु. से 1.50 रु . तक 27 . 68 49 . 94 45 . 29 81.71 1 00 . 64 181. 58 
3. | 1. 51 रु. से 2. 00 रु. तक 35.06 63. 25 57. 36 103. 50 127 . 48 230 .01 

2. 01 रु. से 3.00 रु. तक 52. 58 94. 88 86.05 155. 25 191. 21 345.01 
5 . 3.01 रु. से 4. 00 रु . तक 67. 90 122. 51 111. 11 200 . 47 | 246. 90 445. 49 
6. 4.01 रु . से 5. 00 रु . तक 84. 87 153. 14 138. 88 250 . 59 308. 63 556. 86 
7. 5.01 रु . से 6. 00 रु. तक 101. 85 183. 76 166 . 66 300. 70 370 . 35 668. 23 

101. 85 + | 183. 76 + 166. 66 300. 70 + 370 . 35 + 668 .23 + 
6. 00 रु . से अधिक 

16.61 x 29.96 x ( की -6) + 27.17 49.03 x ( की - 6) 60. 38 x 108.95 x ( की -6 ) 
( की - 6) | x ( की - 6 ) 

( की - 6 ) 
जहां ऊपर की पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर 
अवधारित की जानी है । 


100 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


दृष्टांत : किसी पान मसाला पाउच के लिए ,जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 8. 00 रुपए (अर्थात् की ) है और जिसे किसी ऐसी मशीन की 
सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम गति जिस पर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले पान मसाला पाउच की पैकिंग के 
लिए प्रचालित की जा सकती है 600 ,पाउच है ,प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर 1 66.66 + 27. 17x (8 -6) लाख रुपए = 
221 लाख रुपए होगी । 


(ii ) पैरा 3 में , सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


“ सारणी - 2 


क्रम सं . 


शुल्क 


पान मसाला के पान मसाला , जिसमें 
लिए शुल्क का . . 

का तंबाकू है, के लिए शुल्क 
अनुपात 

का अनुपात 


( 2 ) 


( 3 ) 


केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम , 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क 


0 . 3958 


0 . 8350 


2 


0 . 1250 


0 . 0619 


वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद 
शुल्क 


0.4792 


0 . 1031 


वित्त अधिनियम , 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा 
समाश्रित शुल्क 


4 


वित्त अधिनियम , 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 . ”. 


वित्त अधिनियम , 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और 
उच्चतर शिक्षा उपकर 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 42/ 2008 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 1 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, 

उपखंड (i) में अधिसूचना सं . सा . का . नि . 492( अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 
6/ 2015 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) 
में सं . सा . का .नि . 136 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 17 / 2016 - Central Excise 
G .S . R . 234 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of Section 3A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the CentralGovernmenthereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department ofRevenue ) No. 42/ 2008 -Central Excise , dated the 1st July , 
2008 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , sub - section (i) vide number G .S .R . 492 (E ), 
dated the 1st July , 2008 , namely : 

In the said notification , - 
in the first paragraph , for Table- 1 and the Illustration , the following shall be substituted , namely: 

“ TABLE -1 


No . 


Retail sale 
price (per pouch ) 


Rate of duty per packing machine per month 

(Rs. in lakh ) 
Up to 300 pouches per 301 to 750 pouches per | 751 pouches per minute and 
minute minute 

above 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


[ HTT II - 005 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


101 


Pan 


(5b ) 


Up to Rs. 1 .00 
From Rs. 1.01 to Rs. 1.50 
From Rs. 1 .51 to Rs. 2 . 00 
From Rs. 2 .01 to Rs. 3 . 00 
From Rs. 3 .01 to Rs.4 .00 
From Rs.4 .01 to Rs. 5 . 00 
From Rs. 5 .01 to Rs.6 .00 
Above Rs.6 .00 


Pan Pan masala 

Pan masala Pan Pan masala 
masala containing masala containing masala containing 
tobacco tobacco 

tobacco 
(3a ) ( 3b ) (4a ) (4b ) 

(5a ) 
18 .45 33 .29 30 . 19 54 .48 67 .09 

121. 06 
27 .68 

49. 94 45 . 29 81.71 100 .64 

181. 58 
35 .06 63 .25 57 .36 103 .50 127 .48 

230 .01 
52 .58 

94 .88 86 .05 155 . 25 191 .21 

345 .01 
67 .90 122 .51 111. 11 200 . 47 

246 . 90 

445 .49 
84 .87 | 153. 14 

138 .88 250. 59 308 .63 556 . 86 
101. 85 183 .76 166 .66 300 .70 370 . 35 

668 .23 
101. 85 + 183.76 + 29 . 96 x 166 .66 + 300 .70 + 49 . 03 x 370 . 35 + 668 . 23 + 108 .95 x 
16 .61 x ( P (P -6 ) 27. 17 x ( P -6 ) 60 . 38 x 

(P -6 ) 
( P -6 ) 

( P -6 ) 
where P above represents retail sale price of the pouch for which rate of duty is to be 
determined 


6 ) 


Illustration . - The rate of duty per packing machine per month for a pan masala pouch having retail sale price of Rs. 8 .00 
(i.e. ‘P ) packed with the aid of a machine having maximum packing speed , at which it can be operated for packing of 
pan masala pouch of the said retail sale price , of 600 pouches per minute shall be = Rs . 166 .66 + 27 . 17 x (8 -6 ) lakh = 
Rs.221 lakh .” ; 


(ii) 


in paragraph 3 , for Table -2, the following shall be substituted, namely: 


“ TABLE -2 


S . No . 


Duty 


Duty ratio for pan 


Duty ratio for pan masala 

containing tobacco 


masala 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


1 


The duty leviable under the Central Excise Act, 1944 


0 . 3958 


0 .8350 


2 


0 . 1250 


0 .0619 


The additional duty of excise leviable under section 85 of the 
Finance Act, 2005 


0 .4792 


0 . 1031 


National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of 
the Finance Act, 2001 


4 


Education Cess leviable under section 91 of the Finance Act , 2004 


0 .0 


0 . 0 


0 . 0 


0 .0 ." . 


Secondary and Higher Education Cess leviable under section 136 
of the Finance Act, 2007 


[ F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 

K . KALIMUTHU , Under Secy . 
Note : The principal notification No. 42/ 2008-Central Excise , dated the 1st July , 2008 was published in the Gazette of 

India , Extraordinary , Part II, Section 3 , sub -section (i) vide number G . S . R .492 (E ), dated the 1st July , 2008 and 
last amended vide notification No. 6 /2015 Central Excise, dated the 1st , March , 2015 , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II, Section 3 , sub - section (i) vide number G . S .R . 136 (E ), dated the 1st March 2015 . 


अधिसूचना 
Te Rareft , 1 HTT, 2016 


. 18 /2016 - fost 38416 -9[ reto 


1.4 . . 235 ( 37). — 14 peore , fara afafar47 , 2005 ( 2005 FT 18) # ETT 85T3TERT (3) # Attafon 
ist 31966 - [ rop fafara, 1944 (1944 for 1) ETT 576 H 3TETT (1) GRT GT of IT AT PTT A EV , TE 
समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 


102 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


6/ 2005 -केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण में सा . का . नि . 126( अ ), तारीख 1 मार्च, 
2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना की सारणी में ,-- 
(i) क्रम सं. 7 के सामने स्तंभ ( 2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2403 11 10 " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
(ii ) क्रम सं. 8 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2403 11 10" प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
(ii) क्रम सं . 9 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2403 19 90" प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
(iv ) क्रम सं. 10 के सामने स्तंभ (2)में की प्रविष्टि के स्थान पर " 2403 19 90 " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 6/ 2005-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड 

(i) में सं . सा . का . नि . 126( अ ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 29/ 2015-केंद्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 22 मई , 2015, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 416( अ ), तारीख 
22 मई , 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No . 18/ 2016 Central Excise 
G .S.R . 235 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), read with sub -section (3) of Section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005 ), the Central 
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further 
amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 
6 /2005 - Central Excise, dated the 1st March , 2005, published in the Gazette of India , Extraordinary, vide number G .S.R . 
126 ( E ), dated the 1st March , 2005 , namely : 


In the said notification , in the Table , 


( i) 


against S . No. 7 , for the entry in column ( 2 ), the entry " 2403 11 10 ” shall be substituted ; 


( ii ) 


against S . No. 8 , for the entry in column (2 ), the entry “ 2403 11 10 “ shall be substituted ; 


( iii ) 


against S . No . 9 , for the entry in column (2 ), the entry “ 2403 19 90 ” shall be substituted ; 


( iv ) 


against S. No. 10, for the entry in column (2), the entry “ 2403 19 90 “ shall be substituted . 


[ F. No . 334/ 8/ 2016 -TRU] 


K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification No. 6 /2005 - Central Excise , dated the 1st March , 2005 was published in the Gazette of 

India , Extraordinary , Part II , Section 3 , sub -section (i) vide number G .S .R . 126 (E ), dated the 1st March , 2005 
and last amended by notification No. 29/2015 Central Excise, dated the 22nd May , 2015, published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , sub - section (i) vide number G . S .R . 416 ( E ), dated the 22nd 
May , 2015. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


103 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 5/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी.) 
सा . का .नि . 236 ( अ).- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम 
( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1985 का 16) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 
शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु उसमें हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम जड़ित रजत आभूषण की 
वस्तुएं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तु (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) के विनिर्माण या उत्पादन में लगे प्रत्येक 
विनिर्माण या कारखाना या परिसर, जहां ऐसे माल का विनिर्माता विभिन्न कारखानों या परिसरों द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसे 
विनिर्दिष्ट माल की बाबत केन्द्रीय बिलिंग या लेखा प्रणाली रखता है, जहां से ऐसी केन्द्रीयकृत बिलिंग या लेखा किया जाता है और जहां 
कच्ची सामग्री की प्राप्ति दर्शाने वाले लेखा/ अभिलेख और फुटकर कर्मकारों से वापस विनिर्मित या प्राप्त उत्पाद शुल्क्य तैयार माल रखे 
जाते हैं । 
2. इसमें अंतर्विष्ट छूट का फायदा पाने के लिए , केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण लेने वाला विनिर्माता सभी परिसरों (फुटकर कर्मकारों से 
भिन्न ) जहां से ऐसे विनिर्दिष्ट मालों को घरेलूनिकासी के लिए हटाया जाता है, के ब्यौरे देगा । 


3. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माता ऐसे सभी कारखानों या परिसरों के लिए भी पृथक 
रजिस्ट्रीकरण ले सकेगा जहां कच्ची सामग्री की प्राप्ति दर्शाने वाले लेखा/ अभिलेख और फुटकर कर्मकारों से वापस विनिर्मित या प्राप्त 
उत्पाद शुल्क्य तैयार माल रखे जाते हैं । 


[ फा . सं . 334 /8/ 2016-टीआरयू ] 


मोहित तिवारी, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No . 5/ 2016 - Central Excise ( N. T. ) 


G . S . R . 236 ( E ). – In exercise of the powers conferred by sub -rule (2 ) of rule 9 of the Central Excise Rules, 2002 , 
the Central Board of Excise and Customs hereby exempts from the operation of said rule, every manufacturing factory or 
premises engaged in the manufacture or production of articles of jewellery other than articles of silver jewellery but 
inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond , ruby , emerald or sapphire, falling under chapter heading 
7113 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) (herein after referred to as the specified 
goods), where the manufacturer of such goods has a centralised billing or accounting system in respect of such specified 
goods manufactured or produced by different factories or premises and opts for registering only the factory or premises 
or office , from where such centralised billing or accounting is done and where the accounts/records showing receipts of 
raw materials and finished excisable goods manufactured or received back from job workers are kept. 


2 . For availing the exemption contained herein , the manufacturer taking the centralised registration shall give 
details of all premises (other than those of job worker s), from where such specified goods are removed for domestic 
clearance . 


3 . Notwithstanding anything contained in this notification , a manufacturer of specified goods may also take 
separate registrations for all factories or premises where the accounts /records showing receipts of raw materials and 
finished excisable goods manufactured or received back from job workers are kept. 


[ F. No. 334 / 8/ 2016 - TRU] 
MOHIT TEWARI , Under Secy . 


104 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 6/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी .) 
सा . का .नि . 237( अ).- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 35/ 2001 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
( एन . टी .) में , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं0 464( अ ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना के खंड (8) में , उपखंड (ii ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ,-- 

"(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले 
रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न , किन्तु जिसमें हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जड़ित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं, आभूषण की 
वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगे प्रत्येक विनिर्माण या कारखाना या परिसर उपर्युक्त उपखंड (i) से ( ii) से छूट प्राप्त होंगे । "। 


[ फा .सं. 334/8/ 2016-टीआरयू ] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 35/ 2001 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क तारीख 26 जून , 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 
3, उपखंड (i) में , सा . का. नि . 464( अ) तारीख 16 सितंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 7/ 2015- केन्द्रीय 
उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा जो सं0 सा . का . नि . 152( अ ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम 
बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March, 2016 

No . 6/ 2016 - Central Excise ( N. T. ) 
G .S . R .237 ( E ). – In exercise of the powers conferred by rule 9 of the Central Excise Rules , 2002, the Central 
Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 35 /2001-Central Excise ( N . T .), published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S .R . 464 ( E ), dated the 26th June , 2001, namely : 


___ Inthe said notification,in clause( 8), after sub- clause ( ii), the following sub -clause shall be inserted, namely , 

“ ( iii) Every manufacturing factory or premises engaged in the manufacture or production of articles of jewellery 
other than articles of silver jewellery but inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond, ruby , emerald or 
sapphire, falling under chapter heading 7113 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), 
shall be exempted from sub -clauses (i) and ( ii ) above .” . 


[ F. No. 334 / 8/ 2016 - TRU ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy . 


Note : - The principal notification no . 35 / 2001 -Customs, dated the 26th June , 2001, was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , vide G . S . R . 464 ( E ), dated the 16th September, 1993 and was last amended by notification no. 
7 / 2015 – C .E . (N . T .), dated the 1st March , 2015 , which was published vide number G . S . R . 152 ( E ), dated the 1st March , 
2015 . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


105 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 7/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी .) 
सा . का . नि . 238 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 09/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . 173( अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , को सिवाय उन बातों 
के विखंडित करती है , जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था । 


[ फा .सं . 334/ 8/2016-टीआरयू 

मोहित तिवारी,अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 7/2016 - Central Excise (N . T.) 
G .S .R . 238 ( E ). – In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 3 of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 9 /2012 
Central Excise (N . T .), dated the 17th March , 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , 
Sub - section (i), vide number G . S . R . 173 ( E ), dated the 17th March , 2012 , except as respects things done or omitted to be 
done before such rescission . 


[ E. No . 334 / 8/ 2016 - TRU] 
MOHIT TEWARI , Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 8/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ( एन . टी .) 
सा . का. नि . 239( अ).-- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( संशोधन ) नियम , 2016 है । 


( 2) ये नियम 2, नियम 3, नियम 4 और नियम 7, जो 1 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होंगे तथा नियम 5 के खंड (v) के उपबंध तथा नियम 6, ये 
उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, के सिवाए 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में उपनियम (4 ) के स्थान पर 
निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
"(4)निर्धारिती अनंतिम निर्धारण के अधीन माल पर संदत्त या संदेय किसी रकम पर ब्याज देने का दायी होगा किन्तु नियत तारीख के 
पश्चात् पहले दिन से आरंभ होने वाली और वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए , चाहे ऐसी रकम अंतिम निर्धारण के 
आदेश के जारी होने के पूर्व या पश्चात् संदत्त की गई है, अधिनियम की धारा 11कक के अधीन अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विनिर्दिष्ट दर पर यथास्थिति नियम 8 के उपनियम ( 1 ) और उसके प्रथम परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को संदत्त नहीं किया 
था । 


106 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जनवरी, 2015 मास में निकास किए गए अनंतिम निर्धारण के 
अधीन माल पर 5000/ -रु0 का अनंतिम शुल्क 6 फरवरी , 2015 [नियम 8 के उपनियम (1) नियत तारीख ] को संदत्त किया गया , 9000/ 
रु0 का अतिरिक्त शुल्क 15 अप्रैल , 2015 को संदत्त किया गया और उसी दिन निर्धारिती द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत 
किए गए । माल पर संदेय शुल्क 15000/- रु0 निर्धारित करते हुए 18 जून , 2015 को अंतिम निर्धारण आदेश जारी किया गया और 
परिणामत: निर्धारिती 30 जन . 2015 को 1000/ - रु0 का शल्क अदा करता है. तो 5000 / - रु0 पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा. ब्याज 
7 फरवरी , 2015 से 15 अप्रैल , 2015 तक 9000/- रु0 पद संदेय होगा और ब्याज 7 फरवरी , 2015 से 30 जून , 2015 तक 1000/- रु0 
पर संदेय होगा क्योंकि 15000/-रु0 के शुल्क के संदाय की नियत तारीख 6 फरवरी , 2015 है । "। 
3. उक्त नियम के नियम 8 के दूसरे परंतुक में स्पष्टीकरण -1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:-- 

" स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है, 
( क) टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न , किन्तु 
हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , आभूषण की वस्तुओं के विनिमार्ण या उत्पादन में 
लगा कोई निर्धारिती पात्र होगा , यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गृह उपभोग के 
लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य बारह करोड़ रुपए से अधिक नहीं था ; 
( ख) उपरोक्त ( क) से भिन्न कोई निर्धारिती तभी पात्र होगा, यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में गृह उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य चार सौ लाख रुपए से अधिक 
नहीं था ।"। 


4. उक्त नियम के नियम 11 के उपनियम ( 8) के परंतुक में " और विनिर्माता द्वारा स्वप्रमाणित " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


5 . 


उक्त नियम के नियम 12 में ,-- 


(i) उपनियम ( 2) के खंड ( क ) और खंड ( ख ) में " वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण " शब्दों के स्थान पर "वार्षिक विवरणी " शब्द रखे 
जाएंगे और उपखंड ( क ) में "विवरण " शब्दों के स्थान पर "विवरणी " शब्द रखे जाएंगे; 


(ii) उपनियम ( 2) में खंड के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-- 


"(ग) इस उपनियम और उपनियम (8) के खंड ( ख) के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तन सहित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई को 
लागू होंगे । "; 
( iii) उपनियम ( 2क) का लोप किया जाएगा ; 


(iv) उपनियम ( 6 ) में " या वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण या वार्षिक संस्थापित क्षमता विवरण " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


( v) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-- 
"( 8)(क ) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने उस उपनियम या उसके दूसरे परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपनियम (1 ) 
में निर्दिष्ट प्ररूप में विवरणी फाइल की है, उस कैलेंडर मास जिसमें मूल विवरणी फाइल की गई है, के अंत तक पुनरीक्षित 

विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण : जहां कोई निर्धारिती खंड ( क ) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है अधिनियम की धारा 11क के अधीन केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क यदि कोई है की वसूली के प्रयोजन के लिए " सुसंगत तारीख" ऐसी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 


( ख ) ऐसा कोई निर्धारिती , जिसने उस उपनियम के खंड ( क ) में वर्णित नियत तारीख द्वारा उपनियम ( 2) के खंड ( क ) में निर्दिष्ट वार्षिक 
विवरणी फाइल की है, उक्त वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर 
सकेगा । 


6. उक्त नियम के नियम 17 में उपनियम ( 6 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-- 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


107 


"( 7) ऐसा कोई निर्धारिती , जिसने उस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपनियम ( 3) में निर्दिष्ट प्ररूप में 
विवरणी फाइल की है, उस कैलेंडर मास जिसमें मूल विवरणी फाइल की गई है, के अंत तक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर 

सकेगा । 
स्पष्टीकरण : जहां कोई निर्धारिती इस उपनियम के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है, अधिनियम की धारा 11क के अधीन 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क यदि कोई है की वसूली के प्रयोजन के लिए " सुसंगत तारीख" ऐसी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 
7. उक्त नियम के, नियम 26 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-- 


" परंतु जहां शुल्क देने के दायी व्यक्ति के किसी कार्यवाही का समापन शुल्क , ब्याज या शास्ति की बाबत अधिनियम की धारा 
11कग की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( क ) या खंड (घ ) के अधीन किया गया है वहां उक्त कार्यवाहियों में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 
शास्ति की बाबत कोई कार्यवाही , यदि कोई है , को भी समाप्त समझा जाएगा । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू] 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल नियम , अधिसूचना सं . 04/ 2002 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन .टी .), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 143( अ ) तारीख 1 मार्च, 2002 तथा सा . का . नि . 
26 / 2015- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन. टी .) तारीख 18 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में 
प्रकाशित की गई थी , और सा . का . नि . 986( अ ) तारीख 18 दिसंबर , 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 8 /2016 - Central Excise (N . T ) 
G . S . R . 239 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944) , 
the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002 , namely : 

( 1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2016 . 
(2 ) They shall come into force from the 1st April, 2016 except the provisions of rule 2 , rule 3 , rule 4 and rule 7 , 
which shall come into force from the 1 % of March , 2016 and the provisions of clause ( v ) of rule 5 and rule 6 , 
which shall come into force from such date as the Central Government may , by notification , specify . 
In the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7 , for sub -rule ( 4 ), the 
following sub - rule shall be substituted , namely : 


“ (4 ) The assessee shall be liable to pay interest on any amount paid or payable on the goods under provisional 
assessment, but not paid on the due date specified under sub - rule ( 1 ) of rule 8 and the first proviso thereto , as 
the case may be , at the rate specified by the CentralGovernment, vide, notification under section 11AA of the 
Act, for the period starting with the first day after the due date till the date of actual payment, whether such 
amount is paid before or after the issue of order for final assessment. 
Explanation . - For the removal of doubt, it is hereby declared that goods under provisional assessment, 
cleared in the month of January , 2015 , say a provisional duty of Rs. 5000 is paid on the 6th February , 2015 
[due date under sub -rule ( 1 ) of rule 8 ], a further duty of Rs . 9000 is paid on the 15th April, 2015 , and on the 
same day the documents for final assessment are submitted by the assessee . Final assessment order is issued 
on the 18th June , 2015 , assessing the duty payable on goods as Rs 15000 , and consequently the assessee pays a 
duty of Rs 1000 on the 30th June, 2015 , then no interest shall be payable on Rs 5000 , interest shall be payable 
on Rs 9000 from the 7th February , 2015 , till the 15th April, 2015 , and interest shall be payable on Rs 1000 from 
the 7th February, 2015 , till the 30th June , 2015 as due date for payment of duty of Rs. 15000 is the 6th 

February, 2015. ". 
In the said rules, in rule 8 , in the second proviso , for Explanation - 1, the following shall be substituted , namely: 
“ Explanation - 1. - For the removal of doubts, it is hereby clarified that, 
(a ) an assessee , engaged in the manufacture or production of articles of jewellery , other than articles of silver 
jewellery but inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond , ruby , emerald or sapphire , 


108 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


falling under chapter heading 7113 of the First Schedule of the Tariff Act shall be eligible, if his aggregate 
value of clearances of all excisable goods for home consumption in the preceding financial year, computed 

in the manner specified in the said notification , did not exceed rupees twelve crore ; 
(b ) an assessee , other than (a ) above , shall be eligible , if his aggregate value of clearances of all excisable 

goods for home consumption in the preceding financial year , computed in the manner specified in the said 

notification, did not exceed rupees four hundred lakhs.” . 
In the said rules, in rule 11, in sub-rule (8 ), in the proviso , the words, “ and self attested by the manufacturer” 
shall be omitted . 


In the said rules , in rule 12 , 

(i) in sub -rule ( 2 ), in clauses (a ) and (b ), for the words " Annual Financial Information Statement" , the words 
" Annual Return " shall respectively be substituted and in sub - clause (a ), for the words “ statement relates ” , the 
words “ return relates ” shall be substituted ; 
( ii ) in sub - rule ( 2 ), after clause (b ), the following clause shall be inserted , namely : 
“ (c ) The provision of this sub - rule and clause (b ) of sub - rule ( 8 ) shall mutatis mutandis apply to a hundred per 
cent. Export- Oriented Unit.” ; 
(iii ) sub -rule ( 2A ) shall be omitted ; 


(iv ) in sub - rule (6 ) , the words " or Annual Financial Information Statement or Annual Installed Capacity 
Statement” shall be omitted ; 
(v ) after sub - rule (7 ), the following sub -rule shall be inserted , namely : 
“ ( 8 )( a ) An assessee, who has filed a return in the form referred to in sub -rule( 1 ) within the date specified 
under that sub -rule or the second proviso thereto , may submit a revised return by the end of the calendar 
month in which the original return is filed . 


Explanation .- Where an assessee submits a revised return under clause ( a ), the “ relevant date ” for the purpose 
of recovery of Central Excise duty , if any, under section 11A of the Act shall be the date of submission of such 
revised return . 


(b ) An assessee who has filed Annual Return referred to in clause (a ) of sub - rule ( 2 ) by the due date 
mentioned in clause ( a ) of that sub -rule , may submit a revised return within a period of one month from the 

date of submission of the said Annual Return . 
In the said rules, in rule 17 , after sub -rule (6 ), the following sub -rule shall be inserted , namely: 

“ (7) An assessee, who has filed a return in the form referred to in sub -rule (3 ) within the date specified under 
that sub - rule , may submit a revised return by the end of the calendar month in which the original return is 
filed . 


Explanation .- Where an assessee submits a revised return under this sub - rule , the “ relevant date” for the 
purpose of recovery of Central Excise duty , if any , under section 11A of the Act shall be the date of 

submission of such revised return ” ; 
In the said rules, in rule 26 , after sub -rule (1), the following proviso shall be inserted , namely : 
“ Provided that where any proceeding for the person liable to pay duty have been concluded under clause (a ) or 
clause (d ) of sub - section ( 1) of section 11AC of the Act in respect of duty , interest and penalty , all 
proceedings in respect of penalty against other persons, if any , in the said proceedings shall also be deemed to 
be concluded . 

[F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 

MOHIT TEWARI, Under Secy. 
Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number 04/ 2002 - Central Excise 
(N . T .), dated the 1st March , 2002 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i) vide 
number G . S . R . 143( E ),dated the 1st March , 2002 and last amended by notification number 26 /2015 - Central Excise 
( N . T .), dated the 18th December, 2015 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) 
vide number G .S . R . 986 ( E ) , dated the 18th December, 2015 . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


109 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 

सं . 9/2016 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन. टी.) 
सा . का . नि . 240( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3क की उपधारा ( 2 ) 
और उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पान मसाला पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण ) नियम , 
2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पान मसाला पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण ) संशोधन नियम , 2016 है । 


( 2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पान मसाला पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण ) नियम , 2008 में प्ररूप 2 में , क्रम सं . 4 की मद ( iv ) के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


“(iv ) विभिन्न शुल्क के मध्य प्रभाजन के लिए शुल्क संदाय का ब्रेकअप निम्नलिखित अनुसार होगा : -- 


क्रम सं0 


शुल्क 


पान मसाला के संदत्त शुल्क पान मसाला, जिसमें संदत्त शुल्क 
लिए शुल्क का ( रुपए में ) 

तंबाकू है, के लिए (रुपए में ) 
अनुपात 

शुल्क का अनुपात 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


| 


( 6 ) 


0 . 3958 


0 . 8350 


1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 के अधीन 

उदग्रहणीय शुल्क 


0 .0619 


2 वित्त अधिनियम , 2005 की धारा 85 के अधीन 0.1250 

उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क 


0 . 1031 


3 वित्त अधिनियम , 2001 की धारा 136 के अधीन 0.4792 

उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा समाश्रित शुल्क 


0.0 


0.0 


___ 4 वित्त अधिनियम , 2004 की धारा 91 के अधीन 

उदग्रहणीय शिक्षा उपकर 


0.0 


0 . 0 . ". 


5 वित्त अधिनियम , 2007 की धारा 136 के अधीन 

उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 30/2008-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 1 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, 
उप -खंड (i) में अधिसूचना सं . सा . का . नि . 491( अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 5/ 2015 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 1 मार्च 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं . सा . का . नि . 
150 ( अ ), तारीख 1 मार्च , 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


110 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 9 /2016 -Central Excise (N . T.) 
G . S . R . 240 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ) and ( 3) of section 3A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the 
Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination And Collection of Duty ) Rules , 2008 , namely : 
1 . (1) These rules may be called the Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination And Collection of Duty) 
Amendment Rules, 2016 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Pan Masala Packing Machines ( Capacity Determination And Collection of Duty) Rules, 2008 , in FORM - 

2 , in serial number 4 , for item (iv ), the following shall be substituted , namely : 

“ (iv) Break - up of duty payment for apportionment between various duties is as per details below : 
Sl. No. Duty 

Duty ratio Duty paid Duty ratio for Duty paid 
for pan in rupees) pan masala 

( in rupees) 
masala 

containing 
tobacco 


(3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 


0 . 3958 


0 .8350 


The duty leviable under the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944) 


2 


The additional duty of excise leviable under 
section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005 ) 


0 . 1250 


0 . 0619 


0 .4792 


0 . 1031 


National Calamity Contingent Duty leviable 
under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 
2001) 


0 .0 


0 . 0 


Education Cess leviable under section 91 of the 
Finance Act, 2004 (23 of 2004 ) 


5 


s . 


0 . 0 


0 . 0 .” . 


Secondary and Higher Education Cess leviable 
under section 136 of the Finance Act, 2007 ( 22 of 
2007) 


[ F No. 334 / 8 /2016 - TRU ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy . 


Note .- The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), dated 
the 1st July , 2008 by notification No. 30 /2008 -Central Excise ( N . T .), dated the 1st July , 2008, vide number G . S .R . 491 (E ), 
dated the 1st July , 2008 and last amended by notification No. 5 /2015 -Central Excise ( N . T .), dated the 1st March , 2015 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - Section (i), vide number G . S .R . 150 ( E ), dated 
the 1st March , 2015 . 


अधिसूचना 
the farat, 1 HTT, 2016 


RT. 10/2016 - Poster Seyra -[ ( 97 .A.) 
HT. T. A .241(37 ).-- corsie te dore , forseta ScYTG -?[ccp Erfahrun , 1944 ( 1944 Ft 1) Art 376 of 34-ERT (2) 
और उप -धारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण 
Bit rate T HEUT) TH , 2010 AT BITE TDTTET Fat Farfarea AH , Tefa :-- 
1 . ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण ) 
TITTER ARTH , 2016 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


111 


( 2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण ) नियम , 2010 में ,-- 

(i) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
" 5. उत्पादित समझी गई मात्रा 

अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनकी खुदरा विक्रय कीमत नीचे दी गई सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट 
है, उनको एक पैकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित समझा जाएगा , जिनकी वह अधिकतम पैकिंग गति , जिस पर उनका 
अधिसूचित मालों की पैकिंग के लिए , यथास्थिति , जैसा सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ ( 4) या स्तंभ (5 ) या स्तंभ ( 6) या सारणी - 2 
के स्तंभ ( 4 ) या स्तंभ ( 5 ) या स्तंभ ( 6 ) में प्रचालन करके उत्पादन किया जाता है प्रतिमास , यथास्थिति , सारणी - 1 के स्तंभ ( 3क ) या 
स्तंभ ( उख ) या स्तंभ ( 4क ) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ ( 5क ) या स्तंभ (5ख ) या स्तंभ ( 6 ) या सारणी 2 के स्तंभ ( 3) या स्तंभ ( 4 ) या 
स्तंभ ( 5 ) या स्तंभ ( 6क ) या स्तंभ ( 6ख ) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समतुल्य होगी । 

सारणी - 1 
क्रम खुदरा विक्रय चबाने वाले तंबाकू , जिसके अंतर्गत फिल्टर खैनी है , के लिए प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन क्षमता (पाउच की 


सं0 


| कीमत (प्रति संख्या ) 


पाउच ) 


चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न ) 


फिल्टर खैनी 


प्रति मिनट 300 पाउच तक 


प्रति मिनट 301 पाउच 450 | प्रति मिनट 451 पाउच | कोई भी गति 

और उससे ऊपर तक 


तक 


( 1 ) 


(3) 


(4) 


( 5 ) 


चूना 


चूना 


चूना 
ट्यूब/ चूना 
पाउच के बिना 


पाउच 


चूना चूना 

चूना 
ट्यूब/ चूना | ट्यूब/ चूना ट्यूब/ चूना ट्यूब/ चूना ट्यूब/ चूना 
पाउच सहित पाउच के बिना | 

पाउच के पाउच 
सहित बिना 

सहित 
( 3ख ) 

( 4क ) ( 4ख ) ( 5क ) (5ख ) 
6639360 9984000 948480021216000 20155200 
6639360 9984000 | 9484800 | 21216000 20155200 


( 3क ) 
6988800 


4243200 
4243200 


6988800 


6289920 


5940480 


8985600 


8486400 


19094400 | 18033600 


4031040 


1 . 1. 00 रु0 तक 
| 1. 00 रु0 से 

अधिक किन्तु 
1. 50 रु0 से 
अनधिक 
1.50 रु0 से 
अधिक किन्तु 
2. 00 रु0 से 
अनधिक 
2. 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
3. 00 रु0 से 

अनधिक 
| 3. 00 रु0 से 

अधिक किन्तु 
4.00 रु0 से 

अनधिक 
| 6. 4. 00 रु0 से 


A . 


6289920 


5940480 


8985600 


8486400 19094400 18033600 


3829488 


5870592 


5521152 


8386560 


7887360 | 17821440 | 16760640 


3638014 


5870592 


5521152 


8 3865607887360 - 17821440 16760640 


3456113 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


5870592 


5521152 


8386560 


7887360 | 17821440 | 16760640 


3283307 


5591040 


5241600 


___ 7987200 


7488000 | 16972800 | 15912000 


3119142 


5591040 


5241600 


7987200 


7488000 | 16972800 | 15912000 


2963185 


5591040 


5241600 


7987200 


7488000 


16972800 15912000 


2815026 


5591040 


5241600 


7987200 


7488000 | 16972800 | 15912000 


2674274 


अधिक किन्तु 
5. 00 रु0 से 
अनधिक 
5 . 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
6.00 रु0 से 
अनधिक 
6 . 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
7. 00 रु0 से 
अनधिक 
7. 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
8. 00 रु0 से 
अनधिक 
8. 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
9. 00 रु0 से 
अनधिक 
9. 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
10. 00 रु0 से 
अनधिक 
10. 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
15. 00 रु0 से 

अनधिक 
13. 15. 00 रु0 से 

अधिक किन्तु 
20 . 00 रु0 से 

अनधिक 
| 20.00 रु0 से 

अधिक किन्तु 
25. 00 रु0 से 

अनधिक 
15 . 25 . 00 रु0 से 

अधिक किन्तु 
30 .00 रु0 से 
अनधिक 
30. 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
35. 00 रु0 से 
अनधिक 
35 . 00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
40. 00 रु0 से 


12. 


5255578 


4992799 


7507968 


| 7132570 


15954432 | 15156710 


2674274 


4940243 


4693231 


7057490 


| 6704615 | 14997166 | 14247308 


4643828 


4411637 


6634041630233814097336 | 13392469 


4365199 


4146939 


6235998 | 5924198 


13251496 12588921 


4103287 


3898122 


5861838 


5568746 | 12456406 | 11833586 


3857090 


3664235 


5510128 | 5234622 11709022 11123571 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


113 


3625664 


3444381 


5179520 


4920544 11006481 | 10456156 


19. 


अनधिक 
40. 00 रु0 से । 
अधिक किन्तु 
45. 00 रु0 से 
अनधिक 
45 .00 रु0 से 
अधिक किन्तु 
50 . 00 रु0 से 
अनधिक 
50 . 00 रु0 से 
अधिक 


3408124 


3237718 


4868749 


4625312 | 10346092 | 9828787 


3408124 


| 3237718 


4868749 


| 4625312 | 10346092 9828787 


टिप्पण :-- क्रम सं . 12 के सामने , स्तंभ सं . ( 2) में फिल्टर खैनी से संबंधित प्रविष्टि रुपए 10.01 और उससे ऊपर के रूप में पठित होगी । 

सारणी - 2 
क्रम सं0 खदरा विक्रय कीमत ( प्रति पाउच ) जर्दा सुगंधित तम्बाकू और अविनिर्मित तंबाकू के लिए प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन उत्पादन 

की क्षमता ( पाउच की संख्या ) 
जर्दा सुगंधित तम्बाकू 

अविनिर्मित तम्बाकू 
प्रति मिनट 300 प्रति मिनट 301 प्रति मिनट 451 

कोई गति 
पाउच तक पाउच 450 तक पाउच और उससे 

ऊपर तक 


( 1) । 


(2) 


(3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


चूना 


( 6 ) 

चूना ट्यूब/ चूना 
पाउच सहित 


ट्यूब/ चूना 
पाउच के 
बिना 
(6क ) 
4992000 


(6ख ) 


9984000 


21216000 


4742400 


6988800 
6988800 


9984000 


21216000 


4992000 


4742400 


6289920 


8985600 


190944004492800 | 


4243200 


6289920 


8985600 


19094400 


4492800 


4243200 


5 


5870592 


8386560 


17821440 


4193280 


3943680 


11. 00 रु0 तक 
2 1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1. 50 

रु0 से अनधिक 
| 1 . 50 रु0 से अधिक किन्तु 2. 00 

रु0 से अनधिक 
4 2. 00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 | 

रु0 से अनधिक 
3. 00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 
रु0 से अनधिक 
4. 00 रु0 से अधिक किन्तु 5. 00 
रु0 से अनधिक 
5. 00 रु0 से अधिक किन्तु 6. 00 | 
रु0 से अनधिक 
6. 00 रु0 से अधिक किन्तु 7 .00 

रु0 से अनधिक 
9 7 . 00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 


5870592 


8386560 


17821440 


4193280 


3943680 


5870592 


8386560 


17821440 


4193280 


3943680 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


114 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 | 


3744000 


5255578 


7507968 


15954432 


3753984 


3566285 


13 


4940243 


7057490 


14997166 


3528745 


3352308 


4643828 


6634041 


14097336 


3317020 


3151169 


रु0 से अनधिक 
8. 00 रु0 से अधिक किन्तु 9. 00 

रु0 से अनधिक 
119 . 00 रु0 से अधिक किन्तु 10. 00 | 

रु0 से अनधिक 
| 10. 00 रु0 से अधिक किन्तु 
15. 00 रु0 से अनधिक 
15. 00 रु0 से अधिक किन्तु 

| 20 .00 रु0 से अनधिक 
14 20. 00 रु0 से अधिक किन्तु 

25. 00 रु0 से अनधिक 
25 . 00 रु0 से अधिक किन्तु 
30. 00 रु0 से अनधिक 
30 . 00 रु0 से अधिक किन्तु 
35. 00 रु0 से अनधिक 
35. 00 रु0 से अधिक किन्तु 
40. 00 रु0 से अनधिक 
40. 00 रु0 से अधिक किन्तु 
45 .00 रु0 से अनधिक 
45. 00 रु0 से अधिक किन्तु 

50 . 00 रु0 से अनधिक 
| 20 50 . 00 रु0 से अधिक 


4365199 


6235998 


13251496 | 3117999 


2962099 


4103287 


5861838 


12456406 


2930919 


2784373 


3857090 


5510128 


11709022 


2755064 


2617311 


3625664 


5179520 


11006481 | 


2589760 


2460272 


19 


3408124 


4868749 


10346092 


2434375 


2312656 


3408124 


4868749 
4868749 


10346092 | 2434375 
1034032 


2312656 ". 


तमास 


स्पष्टीकरण ,-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए , यदि बहु ट्रेक या बहु पंक्ति पैकिंग मशीनें हैं तो ऐसे किसी एक ट्रेक या पंक्ति को प्रतिमास 
प्रति प्रचालनशील पैकिंग मशीन पाउच की संख्या की संगणना के प्रयोजनों के लिए एक व्यष्टिक पैकिंग मशीन समझा जाएगा । " ; 
(ii) नियम 6 के उपनियम (3 ) में , पांचवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 

“ परंतु यह भी कि तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन ( क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण ) संशोधन नियम , 2016 
के प्रवृत्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर , यथास्थिति , केंद्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद- शुल्क सहायक उपायुक्त द्वारा 1 
मार्च, 2016 से की अवधि के लिए वार्षिक उत्पादन क्षमता का पुन: अवधारण किया जाएगा । "; 
(iii) नियम 9 में , दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

___ “परंतु यह भी कि मार्च, 2016 मास के लिए संदेय मासिक शुल्क का संदाय 15 मार्च, 2016 को या उससे पूर्वकिया जाएगा ।"; 
(iv) प्ररूप 2 के क्रम सं . 4 की मद (iv ) में सारणी और दृष्टांत के पश्चात् , सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 

___ “ सारणी 
क्रम शल्क 

कुल शुल्क का ब्रेकअप | उपलब्ध केंद्रीय शुल्क के संदाय के लिए शुल्क का नकद 
सं० ( पहले से ही विहित शुल्क | मूल्यवर्धित कर प्रयुक्त केंद्रीय 

संदाय 
अनुपातों के अनुसार ) प्रत्यय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 6 ) 
1 | केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 

83500 10000 10000 

73500 
1944 ( 1944 का 1 ) के अधीन 
उदग्रहणीय शुल्क 
| वित्त अधिनियम , 2005 ( 2005 6190 

1000 1000 

5190 


मूल्यमा 


( 4 ) 


( 5 ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


115 


10310 


1500 


1500 


8810 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


का 18 ) की धारा 85 के अधीन 
उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क 
वित्त अधिनियम , 2001 ( 2001 
का 4) की धारा 5 के अधीन 
उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा 
समाश्रित शुल्क 
वित्त अधिनियम , 2004 ( 2004 
का 23) की धारा 91 के अधीन 
| उदग्रहणीय शिक्षा उपकर 
वित्त अधिनियम , 2007 ( 2007 
का 22 ) की धारा 136 के अधीन 
उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर 
शिक्षा उपकर 
कुल शुल्क 


5 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


___ 100000 


12500 


12500 


87500.". 


[ फा . सं. 334/8/ 2016 -टीआरयू ] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 11/ 2010 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी ), तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, 
खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा . का .नि . 127( अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 
13/ 2015 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सं . 
सा . का . नि . 347 ( अ ), तारीख 30 अप्रैल , 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 10/ 2016 - Central Excise ( N. T . ) 
G . S . R. 241 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ) and ( 3 ) of section 3A of the Central 
Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chewing 
Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty ) Rules, 
2010, namely: 

( 1) These rules may be called the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines 
(Capacity Determination and Collection of Duty ) Amendment Rules, 2016 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Chewing Tobacco and Unmanufactured Tobacco Packing Machines ( Capacity Determination and Collection 
of Duty) Rules , 2010, - 

for rule 5 , the following shall be substituted , namely : 
“ 5. Quantity deemed to be produced .- The quantity of notified goods, having retail sale prices as specified in 
column (2) of Table - 1 or Table- 2 below , deemed to be produced by use of one operating packing machine , 
having maximum packing speed at which it can be operated for packing of notified goods as specified in 
column ( 3 ) or column ( 4 ) or column (5 ) or column ( 6 ) of Table- 1 , or column ( 3 ) or column ( 4 ) or column ( 5 ) or 
column (6 ) of Table-2, as the case may be, per month shall be as is equal to the corresponding entry 
specified in column (3a ) or column ( 3b ) or column ( 4a ) or column (4b ) or column (5a ) or column (5b ) or 
column ( 6 ) of Table-1 , or column ( 3 ) or column ( 4 ) or column ( 5 ) or column ( 6a) or column ( 6b) of 
Table - 2 , as the case may be . 


116 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


No. 


Retail sale price (per 

pouch ) 


Table - 1 
Capacity of production per packing machine per month for Chewing tobacco 

including Filter Khaini (number of pouches ) 
Chewing tobacco (other than Filter Khaini) 

Filter 

Khaini 
Up to 300 pouches per 301 to 450 pouches per 451 pouches per 
minute 

minute minute and above 

speed 


Any 


| (1) 


( 2) 


( 3 ) 
Without With lime 

lime tube /lime 
tube/ lime pouches 
pouches 


Without With lime 

lime tube / lime 
tube/lime pouches 
pouches 


Without 

lime 
tube/ lime 
pouches 


With lime 
tube/lime 
pouches 


6 . 


( 3a ) L ( 3b ) 

(4a ) (4b ) L (5a ) 

(5b ) 
1 Up to Re. 1 .00 

6988800 6639360 9984000 9484800 21216000 20155200 4243200 
2 Exceeding Re. 1. 00 but 6988800 663936099840009484800 21216000 20155200 4243200 

not exceeding Rs. 1 .50 
3 Exceeding Rs. 1.50 but 62899205940480 89856008486400 19094400 18033600 4031040 

not exceeding Rs. 2 . 00 
4 Exceeding Rs. 2.00 but 6289920594048089856008486400 19094400 18033600 3829488 

not exceeding Rs . 3. 00 
5 Exceeding Rs. 3 .00 but 58705925521152 8386560 7887360 17821440 16760640 3638014 

not exceeding Rs. 4 .00 
Exceeding Rs. 4 .00 but 5870592 | 5521152 8386560 7887360 17821440 16760640 3456113 

not exceeding Rs. 5 .00 
7 Exceeding Rs. 5 .00 but 5870592 5521152 8386560 7887360 17821440 16760640 3283307 

not exceeding Rs. 6 . 00 
8 Exceeding Rs. 6 .00 but 55910405241600 7987200 7488000 16972800 15912000 | 3119142 

not exceeding Rs. 7 .00 
9 Exceeding Rs. 7 .00 but | 5591040 5241600 7987200 7488000 16972800 15912000 2963185 

not exceeding Rs. 8 .00 
10 Exceeding Rs. 8 .00 but 55910405241600 7987200 7488000 16972800 15912000 2815026 

not exceeding Rs. 9.00 
11 Exceeding Rs. 9 .00 but 55910405241600 79872007488000 16972800 15912000 2674274 

not exceeding Rs. 

10 .00 
12 Exceeding Rs. 10 .00 but 52555784992799 75079687132570 15954432 15156710 2674274 

not exceeding Rs. 15 . 00 
13 Exceeding Rs.15 .00 but 4940243 469323170574906704615 14997166 14247308 

not exceeding Rs.20 .00 
14 Exceeding Rs.20 .00 but | 46438284411637 6634041 6302338 14097336 13392469 

not exceeding Rs. 25 . 00 
Exceeding Rs. 25 .00 43651994146939 6235998 5924198 13251496 12588921 
but not exceeding 
Rs.30 .00 
Exceeding Rs. 30 .00 4103287 3898122 5861838 5568746 12456406 11833586 
but not exceeding 

Rs. 35 . 00 
17 Exceeding Rs. 35 .00 3857090 3664235 5510128 5234622 11709022 11123571 

but not exceeding 

Rs.40 . 00 
18 Exceeding Rs. 40 .00 3625664 3444381 5179520 | 4920544 11006481 10456156 

but not exceeding 

Rs.45 .00 
19 Exceeding Rs. 45 .00 34081243237718 4868749 4625312 10346092 9828787 

but not exceeding 

Rs.50 . 00 
20 Above Rs. 50 .00 34081243237718 4868749 4625312 10346092 9828787 


15 


16 


Note :- In respect of Filter Khaini, the entry in column (2) against serial number 12 shall be read as Rs. 10 .01 and above . 


[ 911 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


117 


Table - 2 


S . No. 


Retail sale price (per 

pouch ) 


(1 ) 


(2 ) 


Capacity of production per packing machine per month for Jarda Scented 

Tobacco and Unmanufactured Tobacco (number of pouches) 
Jarda Scented Tobacco 

Unmanufactured Tobacco 
Up to 300 301 to 450 451 pouches 

Any speed 
pouches per pouches per per minute 
minute minute and above 
( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 
Without With lime 

tube / lime 
tube/ lime pouches 
pouches 
(6a) 

(6b ) 
6988800 

9984000 / 21216000 4992000 4742400 
6988800 9984000 21216000 4992000 4742400 


lime 


2 


6289920 


8985600 


19094400 


4492800 


4243200 


4 


6289920 


8985600 


19094400 


4492800 


4243200 


5870592 


8386560 


17821440 


4193280 


3943680 


5870592 


8386560 


17821440 


4193280 


3943680 


7 


5870592 


8386560 


17821440 


4193280 


3943680 


8 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


Up to Re. 1. 00 
Exceeding Re . 1.00 but not 
exceeding Rs. 1.50 
Exceeding Rs. 1.50 but not 
exceeding Rs.2 .00 
Exceeding Rs. 2 .00 but not 
exceeding Rs. 3.00 
Exceeding Rs. 3.00 but not 
exceeding Rs. 4 .00 
Exceeding Rs. 4 .00 but not 
exceeding Rs. 5 .00 
Exceeding Rs.5 .00 but not 
exceeding Rs.6 .00 
Exceeding Rs. 6 .00 but not 
exceeding Rs. 7 .00 
Exceeding Rs. 7 .00 but not 
exceeding Rs. 8 .00 
Exceeding Rs. 8 .00 but not 
exceeding Rs. 9 .00 
Exceeding Rs . 9 .00 but not 
exceeding Rs. 10 .00 
Exceeding Rs. 10 .00 but not 
exceeding Rs. 15. 00 
Exceeding Rs. 15 .00 but not 
exceeding Rs. 20 .00 
Exceeding Rs. 20 .00 but not 
exceeding Rs. 25. 00 
Exceeding Rs. 25 .00 but not 
exceeding Rs. 30 .00 
Exceeding Rs. 30 .00 but not 
exceeding Rs. 35 . 00 
Exceeding Rs. 35 .00 but not 
exceeding Rs. 40 .00 
Exceeding Rs. 40 .00 but not 
exceeding Rs. 45 .00 
Exceeding Rs. 45 .00 but not 
exceeding Rs. 50 . 00 
Above Rs. 50 . 00 


5591040 


7987200 


16972800 


3993600 


3744000 


5255578 


7507968 


15954432 


3753984 


3566285 


4940243 


7057490 


14997166 


3528745 


3352308 


14 


4643828 


6634041 


14097336 


3317020 


3151169 


15 


4365199 


6235998 


13251496 


3117999 


2962099 


16 


4103287 


5861838 


12456406 


2930919 


2784373 


17 


3857090 


5510128 


11709022 


2755064 


2617311 


18 


3625664 


5179520 


11006481 


2589760 


2460272 


19 


3408124 


4868749 


10346092 


2434375 


2312656 


20 


3408124 


1 


4868749 


10346092 


2434375 


2312656 ” . 


Explanation .- For the purposes of this rule , if there are multiple track or multiple line packing machines, one such track 
or line shall be deemed to be one individual packing machine for the purposes of calculation of the number of pouches 
per operating packing machine per month .” ; 


( ii ) in rule 6 , in sub -rule (3 ), after the fifth proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 


“ Provided also that the annual capacity of production for the period from the 1st day ofMarch , 2016 shall be 
re -determined by the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as 


118 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


the case may be, within three working days of the coming into force of the Chewing Tobacco and Unmanufactured 
Tobacco Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty ) Amendment Rules, 2016 .” ; 


( iii ) in rule 9 , after the second proviso , the following proviso shall be inserted , namely: 


“ Provided also that monthly duty payable for the month of March , 2016 shall be paid on or before the 15th day 
of March , 2016 ." ; 


( iv ) in FORM – 2 , in serial number 4 , in item ( iv ), after the Table and Illustration, for the Table , the following shall be 
substituted , namely : 


“ TABLE 


Duty 


No. 


Break -up of total 

duty 
(as per duty ratios 
already prescribed ) 

( 3 ) 
83500 


CENVATCENVAT Credit Cash payment of 
Credit utilised for 

duty 
Available payment of duty 


( 1 ) 


(2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 4 ) 
10000 


10000 


73500 


6190 


1000 


1000 


5190 


10310 


1500 


1500 


8810 


The duty leviable under the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 
of 1944) 
The additional duty of excise 
leviable under section 85 of 
the Finance Act, 2005 ( 18 of 
2005) 
National Calamity Contingent 
Duty leviable under section 5 
of the Finance Act, 2001 (4 of 
2001) 
Education Cess leviable 
under section 91 of the 
Finance Act, 2004 ( 23 of 
2004 ) 
Secondary and Higher 
Education Cess leviable 
under section 136 of the 
Finance Act, 2007 ( 22 of 
2007) 

to Duty 
Total Duty 


0 .0 


0 .0 


0 .0 


0 . 0 


0 . 0 


0.0 


0 . 0 


0 . 0 


100000 


12500 


12500 


87500 .” . 


[ F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
Note .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), dated 
the 27th February , 2010 vide notification No.11/ 2010 -Central Excise (N . T .), dated the 27th February , 2010 , vide number 
G .S . R . 127 (E ), dated the 27th February , 2010 and were last amended vide notification No . 13 / 2015 -Central Excise ( N . T .), 
dated the 30th April, 2015 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - Section (i), vide 
number G .S . R . 347 (E ), dated the 30th April, 2015 . 

अधिसूचना 


te faraft , 1 H7 , 2016 


Fİ. 11/ 2016 - osite CYTG -TF ( 59 .8 .) 
Fl.417. . 242(ET).- Ft hele, et CYTG - [raf erfalfun , 1944 (1944 T 1) ATT 3 STERT (2) ERI 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अधिसूचना सं0 20 / 2001-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क 
(Ic ), arte 303 1 , 2001 # , 57 276747 , 37HTETUT , TT 2 , 05 3, 3995 (i) # , AT. Pol. . 0 318 ( 37), arta 
30 BTT, 2001 GRT Yahlforat & eft, farcirea Bi HPĪTETA pec , 377fa : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


119 


उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में " 30 % " अंको के स्थान पर " 60 % " अंक रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 20 /2001-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 30 अप्रैल, 2001 भारत के राजपत्र , असाधारण , में , 
सा . का. नि. 318( अ), तारीख 30 अप्रैल , 2001 में प्रकाशित की गई थी , और अधिसूचना सं. 17 /2012-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), 
तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, जो सा . का . नि . सं . 181 ( अ ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई 
थी , अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 
__ New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 11/ 2016 - Central Excise ( N. T . ) 
G .S .R . 242 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 3 of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No 20 /2001-Central Excise (N . T .), dated the 
30th April, 2001 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide, number G .S .R . 
318 (E ), dated the 30th April, 2001 , namely : 
__ In the said notification, in the opening paragraph, forthe figures “ 30 % ", the figures " 60 % " shall be substituted . 

[ F. No. 334 / 8/2016- TRU] 

MOHIT TEWARI, Under Secy. 
Note .- The principal notification No. 20 / 2001-Central Excise (N . T .), dated the 30th April , 2001 , was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , vide , number G . S .R . 318 (E ), dated the 30th April, 2001 and was last amended by 
notification No 17 /2012 -Central Excise (N . T .), dated 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , 
vide, number G . S . R. 181 ( E), dated the 17th March, 2012. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


Gazette of India,2/2012- Central Excise 17th March, 2012. 


सं . 12 / 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी. ) 
सा . का. नि . 243( अ ). केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1 ) 
और उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 
49/ 2008 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन. टी .), तारीख 24 दिसम्बर , 2008 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) 
में , सा . का . नि . सं. 882( अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में ,-- 


(i) क्रम सं0 39 से 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् :-- 


| (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 39 


3401 


सभी माल 


40 


3402 


सभी माल 


30 "; 


( ii ) क्रम सं0 56 के सामने , स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ 30 ” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 


120 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


, 


वत १ 


(iii) क्रम सं0 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--- 
| (1) 

( 2 ) 

| ( 3) 
" 64क 

7607 

सभी माल 


( 4 ) 


25 ": 


(iv) क्रम सं0 87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 87क 


851762 


कलाई पर पहने जाने वाली युक्तियां ( जो सामान्य रूप से स्मार्ट 35 " . 
घड़ियों के रूप में ज्ञात हैं ) 


( v) क्रम सं0 108 और 109 के सामने स्तंभ ( 3) में " पुर्जे, संघटक और संयोजन " शब्दों के स्थान पर " पुजे, संघटक , सहायिकियां और 
संयोजन " शब्द रखे जाएंगे ; 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . सं. 882( अ) तारीख 24 दिसम्बर, 
2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3/ 2015- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन. टी .), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा सा . का . नि . सं . 
148( अ ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 12/ 2016 - Central Excise ( N. T .) 
G .S .R . 243 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) of section 4A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government hereby makes the following further amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 49 /2008 -Central Excise 
( N . T .), dated the 24th December, 2008 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Subsection 
(i), vide number G . S. R . 882 ( E ), dated the 24th December, 2008 , namely : 

In the said notification , in the table , 
(i) for serial numbers 39 and 40 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be 
substituted , namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 
30 


“ 39 . 


3401 


All goods 
All goods 


40. 


3402 


30 ": 


(ii) against serial number 56, for the entry in column ( 4), the entry “ 30 " shall be substituted; 
(iii ) after serial number 64 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely : 

| (1) (2) 
| "64A. 7607 All goods 

25 "; 


( 4 ) 


(iii) after serial number 87 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


"87A. | 


8517 62 


Wrist wearable devices (commonly known as smart 

watches ) 


35 "; 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


121 


( iv ) against serial numbers 108 and 109, in column ( 3 ), for the words “ Parts , components and assemblies ” , the words 
“ Parts, components, accessories and assemblies ” shall be substituted ; 


[ E. No . 334 /8 / 2016 -TRU] 


MOHIT TEWARI, Under Secy. 


Note : The principal notification No. 49 /2008 -Central Excise (N . T .), dated the 24th December, 2008 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section - 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R . 882( E ), dated the 24th December, 
2008 and last amended by notification No. 3 /2015 -Central Excise (N . T .) dated the 1st March , 2015 vide number G .S . R . 
148 ( E ), dated the 1st March, 2015 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 13/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) 


सा . का .नि. 244 ( अ). -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त 
अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1 . 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ( तीसरा संशोधन ) नियम , 2016 है । 
( 2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय , ये 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होंगे । 
केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में ,-- 


2. 


( क ) खंड ( क ) के उपखंड ( अ ) में ,-- 


( i) मद (i) में , " शीर्ष 6804 " शब्द और अंकों के स्थान पर " शीर्ष 6804 और उपशीर्ष 860692 के वैगन " शब्द और अंक 
रखे जाएंगे ; 


( ii ) शर्त ( 1 ) में , "किन्तु इसमें किसी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाला कोई उपस्कर या साधित्र सम्मिलित नहीं है " शब्दों 
का लोप किया जाएगा ; 


(iii ) शर्त (1क ) में , "विद्युत का उत्पादन " शब्दों के पश्चात् " या जल को पम्प करने के लिए " शब्द अंतःस्थापित किए 
जाएंगे ; 


( ख ) 


खंड ( ड ) में , प्रविष्टि ( 3 ) के पश्चात् , बृहत पंक्ति के स्थान पर निम्लिखित 1 मार्च, 2016 से रखा जाएगा , अर्थात्: -- 


"किन्तु निम्नलिखित सेवा को सम्मिलित नहीं किया जाएगा 


( क ) जिसका सेवा कर नियम , 1994 के नियम 6क के निबंधनानुसार निर्यात किया गया है; या 


( ख ) भारत में सीमाशुल्क निकासी स्थल से भारत के बाहर स्थान को किसी यान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम 
से ;"; 


खंड ( ट ) में , 


(i) उपखंड (iii) में , " या वाष्प " शब्दों के पश्चात् " या जल को पम्प करने के लिए " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 


(ii) उपखंड (iv )में , "निर्गत सेवा " शब्दों के स्थान पर "निर्गत सेवा ; या " शब्द रखे जाएंगे ; 


( iii ) इस प्रकार संशोधित उपखंड (iv ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :- - 


"(v) सभी पूंजी माल, जिनका मूल्य प्रतिनग दस हजार रुपए तक है । "; 
( iv ) मद (इ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-- 


122 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


"( इ) पूंजी माल , सिवाय तब के जब ,- - 


(i) जब उनका उपयोग किसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में भागों या संघटकों के रूप में किया जाता है ; या 


. 


. 


( ii) ऐसे पूंजी माल का मूल्य प्रतिनग दस हजार रुपए तक है ;"; 
( घ ) खंड ( ड ) में , " उत्पादक या प्रदाता " शब्दों के पश्चात् " या कोई आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई " शब्द अंतःस्थापित किए 

जाएंगे । 
3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम ( 4 ) में ,-- 


(i) पांचवे परंतुक में " केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क टैरिफ के पहली अनुसूची क्रमश: टैरिफ मद 8517 12 10 और 8517 12 90 के 

अधीन आने वाले मालों पर उक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क " शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्त अधिनियम , 
2001 ( 2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क " शब्द , अंक और कोष्ठक 
1 मार्च, 2016 से रखे जाएंगे । 


( ii ) आठवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित 1 मार्च, 2016 से अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् ,-- 


" परंतु यह भी कि केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग वित्त विधेयक , 2016 के खंड 159 के उपखंड ( 1 ) के अधीन 
उदग्रहणीय अवसंरचना उपकर के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा :"। 


4 . उक्त नियम के नियम ( 4 ) में ,-- 


( क ) उपनियम ( 2 ) के खंड ( क ) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित 1 मार्च, 2016 से रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


"स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि - 
(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की 
वस्तुओं से भिन्न , किन्तु हीरा , रूबी, पन्ना या नीलम जडित रजत आभूषण की वस्तुएं सम्मिलित हैं , आभूषण की वस्तुओं के 
विनिमार्ण में लगा कोई निर्धारिती पात्र होगा , यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू 
उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य बारह करोड़ रुपए से अधिक नहीं था : 
(ii ) उपरोक्त ( क) से भिन्न कोई निर्धारिती तभी पात्र होगा, यदि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का उसका कुल मूल्य चार सौ लाख रुपए से अधिक 
नहीं था । " । 


( ख ) उपनियम ( 5 ) के खंड ( ख ) के स्थान पर , निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


"( ख ) उत्पाद- शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 82 के अन्तर्गत आने वाले जिगों , फिक्सचरों, सांचों और 
डाइयों या उपकरणों के संबंध में अंतिम उत्पादों के विनिर्माता को भी उस समय केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात किया 
जाएगा, जब उन्हें उसके विनिर्देशों के अनुसार ऐसे विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित को भेजा जाता है, - - 


(i) मालों के उत्पादन के लिए अन्य विनिर्माता को ; या 
( ii) उसके विनिर्देशों के अनुसार , उसकी ओर से मालों के उत्पादन के लिए किसी फुटकर कर्मकार को : 

परन्तु ऐसा प्रत्यय उस समय भी अनुज्ञात किया जाएगा , जब उत्पाद- शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के 
अध्याय 82 के अन्तर्गत आने वाले जिगों , फिक्सचरों , सांचों और डाइयों या उपकरणों को अंतिम उत्पादों के विनिर्माता द्वारा , 
उन्हें अपने स्वयं के परिसरों में लाए बिना किसी अन्य विनिर्माता या फुटकर कर्मकार के परिसरों में भेजा जाता है । "; 


( ग ) उपनियम ( 6 ) में , "किसी वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य " शब्दों के स्थान पर, "तीन वित्तीय वर्षों के लिए विधिमान्य " शब्द रखे 

जाएंगे । 


( घ ) उपनियम ( 7) के पांचवे परंतुक के पश्चात् , निम्नलिखित परंतुक अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-- 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


123 


" परंतु यह भी की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन द्वारा 
उपबंधित सेवा के लिए संदत्त या संदेय प्रभार संदत्त सेवाकर का केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय सेवा कर ऐसी अवधि तक विस्तारित 
होगा जितना वह अवधि जिसके लिए उपयोग का अधिकार समनुदेशित किया गया है । वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय 
जिसमें उपयोग का अधिकार अर्जित किया है और पश्चातवर्ती वर्षों में जिसके दौरान ऐसा अधिकार यथास्थिति माल के 
विनिर्माता या आगत सेवा के प्रदाता द्वारा पदधारित किया गया है, रकम का अवधारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया 
जाएगा : 


केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम जो उस वित्तीय वर्ष में लिया गया है = उपयोग के अधिकार के समनुदेशन के लिए संदेय 
प्रभार पर संदत्त सेवा कर/वर्षों की संख्या जिसके लिए अधिकार समनुदेशित किए गए हैं । 


परंतु यह भी कि जहां , यथास्थिति , माल का विनिर्माता या उत्पाद सेवा का प्रदाता किसी वित्तीय वर्ष में सरकार या किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा उसको समनुदेशित उपयोग का ऐसा अधिकार प्रतिफल पर किसी अन्य व्यक्ति को आगे समनुदेशित करता है तो 
अतिशेष केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय की ऐसी रकम जो ऐसे आगे समनुदेशन के लिए उसके द्वारा प्रभारित प्रतिफल पर संदेय सेवा 
कर से अधिक नहीं है , उसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी : 
परंतु यह भी की प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के समनुदेशन द्वारा किसी सेवा की बाबत संदेय वार्षिक या मासिक 

उपयोक्ता प्रभार का केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय उसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें वे संदत्त हैं । "; 
5. उक्त नियमों के नियम 6 में ,-- 


( क ) उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -- 


"( 1 ) सेनवेट प्रत्यय निवेश की ऐसी मात्रा पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा , जिसका उपयोग छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या उनके 
विनिर्माण के संबंध में किया जाता है या जिनका उपयोग छूट प्राप्त सेवाओं या निवेश सेवा के उपबंध के लिए किया जाता है, 
जिनका उपयोग छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण में या उनके विनिर्माण के संबंध में और हटाए जाने के स्थान तक उनकी निकासी के 
लिए या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के लिए किया जाता है और इस प्रकार अनुज्ञात न किए गए प्रत्यय की संगणना की जाएगी 

और उसका संदाय यथास्थिति , उपनियम ( 2) या उपनियम (3 ) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार विनिर्माता या निर्गत सेवा के 
प्रदाता द्वारा किया जाएगा : 


परन्तु केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 के नियम 12कक में निर्दिष्ट किसी फुटकर कर्मकार को निवेशों पर केंद्रीय मूल्यवर्धित 
कर प्रत्यय देने से इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि उक्त निवेशों का उपयोग उस नियम के उपबंधों के अधीन शुल्क का 
संदाय किए बिना निकासी किए गए मालों के विनिर्माण में किया गया है । 
स्पष्टीकरण 1 इस नियम के प्रयोजनों के लिए, नियम 2 के खंड ( घ ) और खंड ( ज ) में यथा परिभाषित छूट प्राप्त मालों या अंतिम 
उत्पादों में किसी कारखाने से प्रतिफल के लिए निकासी किए गए गैर- शुल्क्य माल सम्मिलित होंगे । 
स्पष्टीकरण 2 — इस नियम के प्रयोजनों के लिए गैर - शुल्कय मालों का मूल्य , उसका बीजक मूल्य होगा और जहां ऐसा बीजक मूल्य 
उपलब्ध नहीं हैं , वहां ऐसे मूल्य का अवधारण उत्पाद शुल्क अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट मुल्यांकन के 
सिद्धान्तों से संगत युक्तियुक्त उपायों का उपयोग करते हुए किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण 3 - इस नियम के प्रयोजनों के लिए , नियम 2 के खंड ( ड ) में यथापरिभाषित छूट प्राप्त सेवाओं में ऐसा क्रियाकलाप 
को सम्मिलित किया जाएगा जो वित्त अधिनियम , 1994 की धारा 65ख ( 44 ) में यथा परिभाषित सेवा नहीं है । 


स्पष्टीकरण 4- स्पष्टीकरण 3 में यथाउपरोक्त विनिर्दिष्ट ऐसे क्रियाकलाप का मूल्य बीजक /करार / संविदा मूल्य होगा और जहां 
ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे मूल्य का अवधारण वित्त अधिनियम , 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में 

अंतर्विष्ट मूल्यांकन के सिद्धांतो से संगत युक्तियुक्त उपाय करके किया जाएगा ।"; 
( ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


"( 2) ऐसा कोई विनिर्माता , जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त मालों का , हटाए जाने के स्थान तक उनकी निकासी के लिए विनिर्माण 
करता है या ऐसा कोई सेवा प्रदाता , जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराता है , निवेशों और निवेश सेवाओं के प्रत्यय 
की पूर्ण रकम का संदाय करेगा और वह वस्तुतःकिन्हीं निवेशों और निवेश सेवाओं के प्रत्यय के लिए पात्र नहीं होगा । "; 


( ग ) उपनियम ( 3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


"( 3)( क ) कोई विनिर्माता , जो मालों के दो वर्गों का विनिर्माण करता है, अर्थात् :-- 


124 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(i) हटाए गए गैर - छूट प्राप्त माल ; 


( ii) हटाए गए छूट प्राप्त माल ; 


या 


( ख ) निर्गत सेवा का कोई प्रदाता, जो सेवाओं के दो वर्गों का उपबंध करता है, अर्थात् :-- 


(i) गैर - छूट प्राप्त सेवाएं ; 
( ii) छूट प्राप्त सेवाएं , 
उसे लागू निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करेगा , अर्थात् :-- 
(i) उस अवधि की , जिससे संदाय संबंध रखता है, समाप्ति पर निर्धारिती के खाते में उपलब्ध अधिकतम कुल प्रत्यय के अधीन रहते 
हुए , छूट प्राप्त मालों के मूल्य के छह प्रतिशत और छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के सात प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय करेगा ; 
या 


(ii) ऐसी रकम का संदाय करेगा , जो उपनियम ( 3क ) के अधीन अवधारित की गई है : 


परन्तु यदि छूट प्राप्त मालों पर किसी उत्पाद शुल्क का संदाय किया जाता है तो उसे खंड (i) के अधीन संदेय रकम में से घटा दिया 
जाएगा : 


परन्तु यह और कि यदि किसी कराधेय सेवा के मूल्य के किसी भाग को इस शर्त पर छूट प्रदान की गई है कि ऐसी कराधेय सेवा 
उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं का कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया जाएगा , तब खंड (i) 
में विनिर्दिष्ट रकम , इस प्रकार छूट प्राप्त मूल्य का सात प्रतिशत होगी : 


परन्तु यह भी कि रेल द्वारा मालों या यात्रियों के परिवहन की दशा में , खंड (i) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम 
छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर होगी । 
स्पष्टीकरण 1 – यदि मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता, इस उपनियम के अधीन किसी विकल्प का फायदा उठाता है 
तो वह यथास्थिति , उसके द्वारा विनिर्मित सभी छूट प्राप्त मालों या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए 
ऐसे विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसे विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा । 
स्पष्टीकरण 2 — ऐसे मालों और सेवाओं पर , जो निवेश या निवेश सेवाएं नहीं हैं , संदत्त किसी शुल्क या कर पर कोई केंद्रीय 
मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया जाएगा । 
स्पष्टीकरण 3 - इस उपनियम और उपनियम ( 3क ) के प्रयोजनों के लिए,-- 


( क ) " हटाए गए गैर - छूट प्राप्त माल" से ऐसे अंतिम उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें विनिर्मित और हटाए जाने के स्थान तक निकासी 

किए गए छूट प्राप्त माल सम्मिलित नहीं हैं ; 
( ख ) " हटाए गए छूट प्राप्त माल " से विनिर्मित और हटाए जाने के स्थान तक निकासी किए गए छूट प्राप्त माल अभिप्रेत हैं ; 


( ग ) " गैर - छूट प्राप्त सेवा " से ऐसी निर्गत सेवाएं अभिप्रेत हैं , जिनमें छूट प्राप्त सेवाएं सम्मिलित नहीं है । " 


( घ) उपनियम ( 3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-- 

"( 3क ) उपनियम ( 3) के खंड (ii ) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का अवधारण करने के लिए, मालों का विनिर्माता 
या निर्गत सेवा का प्रदाता निम्नलिखित प्रक्रिया और शर्तों का पालन करेगा , अर्थात् :-- 


( क ) मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधीक्षक को निम्नलिखित विशिष्टियां बताते हुए 
लिखित में सूचित करेगा , अर्थात् :-- 


(i) 


मालों के विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता का नाम , पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; 


वह तारीख, जिससे इस खंड के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है ; 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


125 


(iii ) 


हटाए गए छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के संबंध में या उनके लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त 
निवेशों और निवेश सेवाओं का वर्णन और इस प्रकार हटाए गए छूट प्राप्त मालों और उपलब्ध कराई गई ऐसी छूट प्राप्त 
सेवाओं का वर्णन ; 


(iv ) 


हटाए गए गैर - छट प्राप्त मालों के विनिर्माण या गैर - छट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के संबंध में या उनके लिए अनन्य रूप से 
प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं का वर्णन और इस प्रकार हटाए गए गैर - छूट प्राप्त मालों और उपलब्ध कराई गई ऐसी 
गैर - छूट प्राप्त सेवाओं का वर्णन ; 


इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को अतिशेष निवेशों और निवेश सेवाओं का केंद्रीय मूल्यवर्धित 

कर प्रत्यय ; 
( ख ) अंतिम उत्पादों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , मास के दौरान निवेशों और ली गई निवेश सेवाओं के इस कुल 
प्रत्यय में से संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्यय का अवधारण करेगा , जिसे टी के रूप में अंकित किया जाएगा और उनका 
संदाय निम्नलिखित आनुक्रमिक प्रक्रमों में किया जाएगा और वह उपखंड (i) और उपखंड (iv ) के अधीन अवधारित रकमों का 
प्रत्येक मास अनंतिम रूप से संदाय करेगा , अर्थात् :-- 


हटाए गए छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध में या उसके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त 
निवेशों और निवेश सेवाओं के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम को अपात्र प्रत्यय कहा 
जाएगा , जिसे ए के रूप में अंकित किया जाएगा और उसका संदाय किया जाएगा ; 


(ii) 


हटाए गए गैर - छूट प्राप्त मालों के विनिर्माण या गैर - छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध में या उसके संबंध में अनन्य रूप से 
प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय की रकम को पात्र प्रत्यय कहा 
जाएगा, जिसे बी के रूप में अंकित किया जाएगा और उसका संदाय अपेक्षित नहीं होगा ; 


उपखंड (i) और उपखंड ( ii ) के अधीन प्रत्यय के आरोपण के पश्चात् शेष बचे प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा , 
जिसे सी के रूप में अंकित किया जाएगा और उसकी संगणना निम्नानुसार होगी 


सी - टी -( ए + बी ); 


स्पष्टीकरण - जहां उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन संपूर्ण प्रत्यय का आरोपण किया गया समझा गया है अर्थात् अपात्र प्रत्यय 
या पात्र प्रत्यय, वहां आगे और आरोपण हेतु कोई सामान्य प्रत्यय शेष नहीं रहेगा । 
( iv ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के कारण प्राप्त सामान्य प्रत्यय की रकम को अपात्र सामान्य 

प्रत्यय कहा जाएगा , जिसे डी के रूप में अंकित किया जाएगा और उसकी संगणना निम्नानुसार होगी तथा उसका 
संदाय किया जाएगा 
डी =(इ/एफ) xसी; 
जहां इ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है 
( क) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; और 


( ख ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य ; 
जहां एफ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है — 
( क) उपलब्ध कराई गई गैर - छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; 
( ख) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; 
( ग) हटाए गए गैर - छूट प्राप्त मालों का मूल्य ; 


उपर 


( घ ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य : 


परन्तु जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई अंतिम उत्पाद विनिर्मित नहीं किया गया था या कोई निर्गत सेवा उपलब्ध नहीं कराई 
गई थी , वहां अपात्र सामान्य प्रत्यय के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय के पचास प्रतिशत के 
रूप में माना जाएगा ; 


126 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( v ) 


शेष सामान्य प्रत्यय को पात्र सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा और उसे जी के रूप में अंकित किया जाएगा , जहां ,-- 


जी = सी - डी ; 


स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कुल प्रत्यय टी , जो ए, बी , डी और जी का कुल योग है , 
में से विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता बी और जी के प्रत्यय , अर्थात् पात्र प्रत्यय और पात्र सामान्य प्रत्यय का अंनतिम रूप से 
आरोपण करने और उसे धारित करने में समर्थ होगा और ए तथा डी के प्रत्यय , अर्थात् अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय 
की रकम का अंनतिम रूप से संदाय करेगा । 


( vi) 


जहां विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता उपखंड (i) या उपखंड (iv ) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करने में 
असफल रहता है, वहां वह नियत तारीख से ऐसे रकम के संदाय की तारीख तक उस पर पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 
से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ; 


( ग ) विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए कुल प्रत्यय , जो टी ( वार्षिक ) रूप में अंकित है, में 
से पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए हटाए गए छूट प्राप्त मालों और छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित 
कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति में करेगा , अर्थात् :-- 


(i) 


वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं के आधार पर हटाए गए छूट प्राप्त मालों के 
विनिर्माण या छट प्राप्त सेवाओं के उपबंध में या उनके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं के 
कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को वार्षिक अपात्र प्रत्यय कहा जाएगा और उसे ए ( वार्षिक ) के रूप में 
अंकित किया जाएगा ; 


(ii ) 


वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं के आधार पर हटाए गए गैर- छूट प्राप्त मालों 
के विनिर्माण या गैर - छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध में या उनके संबंध में अनन्य रूप से प्रयुक्त निवेशों और निवेश सेवाओं 
के कारण मिलने वाले केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को वार्षिक पात्र प्रत्यय कहा जाएगा और उसे बी ( वार्षिक ) के रूप 
में अंकित किया जाएगा ; 


आगे और आरोपण के लिए शेष बचे सामान्य प्रत्यय को सी ( वार्षिक ) के रूप में अंकित किया जाएगा और उसे 
निम्नानुसार संगणित किया जाएगा,-- 


सी (वार्षिक)= टी ( वार्षिक)-[ए( वार्षिक) + बी ( वार्षिक)]; 


(iv ) 


हटाए गए छूट प्राप्त मालों या छूट प्राप्त सेवाओं के उपबंध के मद्दे मिलने वाले सामान्य प्रत्यय को वार्षिक अपात्र 
सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा और उसे डी ( वार्षिक ) के रूप में अंकित किया जाएगा और उसे निम्नानुसार संगणित किया 
जाएगा ,-- 


डी ( वार्षिक) = ( एच/ आई) xसी ( वार्षिक ); 


जहां एच वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है- - 
( क) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; और 
( ख ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य ; 
जहां आई पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित का कुल योग है 
( क) उपलब्ध कराई गई गैर - छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; 
( ख) उपलब्ध कराई गई छूट प्राप्त सेवाओं का मूल्य ; 


( ग) हटाए गए गैर - छूट प्राप्त मालों का मूल्य ; 


( घ ) हटाए गए छूट प्राप्त मालों का मूल्य ; 


( घ ) विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की तीस जून को या उससे पूर्व वार्षिक अपात्र प्रत्यय और वार्षिक 
अपात्र सामान्य प्रत्यय की रकम के योग और पूर्ण वर्ष की अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम 
के बीच के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा , अर्थात् [{ ए(वार्षिक ) + डी (वार्षिक )}- ( ए + डी ) पूर्ण वर्ष के लिए सकल योग }], 
जहां पूर्वतर दो रकमें पश्चात्वर्ती रकम से अधिक हैं ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


127 


( ङ ) जहां खंड ( घ ) के अधीन रकम का संदाय उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की तीस जून तक नहीं किया जाता है, वहां मालों का 
विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , खंड (घ ) के अधीन इस प्रकार संदत्त की जानी वाली प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त , 
उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की तीस जून से ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की रकम का 
संदाय करने के लिए दायी होगा ; 


( च ) विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , वित्तीय वर्ष के अन्त पर , पूर्ण वर्ष के दौरान संदत्त अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य 
प्रत्यय की कुल रकम और वार्षिक अपात्र प्रत्यय तथा वार्षिक अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम के बीच के अन्तर के बराबर 
रकम का प्रत्यय लेगा, अर्थात् [{( ए + डी ) पूर्ण वर्ष के लिए योग}- ( ए(वार्षिक) + डी ( वार्षिक)}], जहां पूर्वतर दो रकमें पश्चात्वर्ती 
रकम से अधिक हैं ; 


( छ ) मालों का विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , खंड ( घ ), खंड (ङ ) और खंड ( च ) के उपबंधों के अनुसार संदाय या 
समायोजन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित विशिष्टियों की संसूचना अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधीक्षक को देगा ,-- 


(i) 


पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, खंड ( ख) के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पात्र प्रत्यय , अपात्र प्रत्यय, पात्र सामान्य 
प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के मद्देमिलने वाले प्रत्यय के मासवार ब्यौरे ; 


पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए , खंड ( ग ) के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पात्र प्रत्यय , अपात्र प्रत्यय , पात्र सामान्य 
प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के मद्दे वार्षिक रूप से मिलने वाला केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ; 


खंड ( ग) के उपबंधों के अनुसार अवधारित और संदत्त रकम, यदि कोई हो , रकम के संदाय की तारीख के साथ ; 


खंड ( ङ ) के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित , संदेय और संदत्त ब्याज की रकम , यदि कोई हो : और 


खंड ( च ) के उपबंधों के अनुसार प्रत्यय लेने की तारीख के साथ अवधारित और लिया गया प्रत्यय , यदि कोई हो , । " 


( ङ) उपनियम ( 3क ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -- 


"( 3कक ) जहां कोई विनिर्माता या निर्गत सेवा का प्रदाता , उपनियम ( 3 ) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने और 
उपनियम ( 3क ) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहा है, वहां अन्तर्वलित केंद्रीय मूल्यवर्धित कर 
प्रत्यय की रकम के आधार पर किसी मामले का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिकारी, ऐसे 
विनिर्माता या निर्गत सेवा के प्रदाता को प्रक्रिया का पालन करने और उपनियम (3 ) के खंड ( ii) में निर्दिष्ट रकम का 
संदाय करने के लिए कह सकेगा , जिसकी संगणना उपनियम ( 3क ) के खंड ( ग ) के निबंधनानुसार यथा आवश्यक 
परिवर्तनों सहित प्रत्येक मास के लिए की जाएगी और साथ ही उस पर रकम के संदाय की अंतिम तारीख से उसके 
संदाय की तारीख तक प्रत्येक मास के लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक दर से संगणित ब्याज का भी संदाय किया जाएगा । 


( 3कख) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने वित्तीय वर्ष 2015- 16 में उपनियम ( 3) के खंड (ii) या खंड (iii ) के अधीन किसी 
रकम का संदाय करने का विकल्प लिया है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम ( 3क ) के खंड (ग ), खंड (घ), खंड (ङ ), 
खंड ( च ), खंड ( छ ), खंड ( ज ) या खंड ( ञ ) के निबंधनों के अनुसार, जैसे कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
को लागू हैं , उस रकम का ब्याज के साथ संदाय करेगा या प्रत्यय लेगा और इस प्रयोजन के लिए इन उपबंधों को 
30 जून , 2016 तक विद्यमान समझा जाएगा । "; 


( च) उपनियम (उख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


"( उख ) उपनियम ( 1 ), ( 2 ) और ( 3) में दिए गए विकल्पों के अलावा , निक्षेप , ऋण या अग्रिम को बढ़ा कर सेवा उपलब्ध 
कराने में लगी कोई बैंककारी कंपनी और वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी है , को उस मास में 
निर्गत और निर्गत सेवाओं पर फायदा उठाए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत समान रकम प्रत्येक 
मास देने का विकल्प होगा । "; 


( छ) उपनियम ( 4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


"( 4) ऐसे अंतिम उत्पादों या निर्गत सेवाओं से, जिन्हें किसी अधिसूचना के अधीन उनपर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद 
शुल्क से छूट प्राप्त है और जहां ऐसी छूट की गई निकासी के मूल्य या मात्रा या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मूल्य के 
आधार पर मंजूर की गई है, भिन्न छट प्राप्त मालों के विनिर्माण में या छुट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में अनन्य रूप 


128 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(i) ] 


से प्रयुक्त होने वाले पूंजी मालों पर , यथास्थिति , वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने या सेवाओ का उपबंध करने वाले 
तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : 
परन्तु जहां पूंजी मालों को , यथास्थिति , वाणिज्यिक उत्पादन या सेवाओं का उपबंध के प्रारंभ होने के तारीख के पश्चात् 
प्राप्त किया जाता है , वहां दो वर्ष की अवधि की संगणना ऐसे पूंजी मालों के प्रतिष्ठापन की तारीख से की जाएगी । "। 


( ज ) नियम 6 के उपनियम ( 7 ) में , “ जब किसी सेवा का निर्यात किया जाता है " शब्दों के पश्चात् “ या जब कोई सेवा उसको किसी 
जलयान द्वारा भारत में किसी स्थान से भारत से बाहर किसी स्थान को मालों के परिवहन के द्वारा प्रदान की जाती है या उपलब्ध 
कराने के लिए सहमति दी जाती है" शब्द 1 मार्च, 2016 से अंत : स्थापित किए जाएंगे :-- 


6. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


" 7. निवेश सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति – निवेश सेवा का वितरक , स्पष्टीकरण 4 में यथा परिभाषित , अपनी 
विनिर्माता इकाइयों या निर्गत सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई या आउटसोर्स की गई विनिर्माता इकाइयों को , निम्नलिखित 
शर्तों के अधीन रहते हुए, निवेश सेवा पर संदत्त सेवा कर के संबंध में केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का वितरण करेगा, अर्थात् :-- 

( क ) नियम 9 में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज के प्रति वितरित प्रत्यय की रकम, उस पर संदत्त सेवा कर की रकम से अधिक 
न हो ; 


( ख ) किसी विशिष्ट इकाई को , निवेश सेवा के रूप में मिलने वाले सेवा कर के प्रत्यय का वितरण केवल उसी इकाई को 
किया जाएगा ; 
( ग) एक से अधिक इकाइयों को मिलने वाले, किन्तु सभी इकाइयों को न मिलने वाले निवेश सेवा के रूप में सेवा कर के 
प्रत्यय का वितरण केवल ऐसी इकाइयों के बीच किया जाएगा , जिनके कारण निवेश सेवा प्रदान की गई है और ऐसा 
वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसी इकाइयों की आवर्त के , ऐसी सभी इकाइयों की कुल आवर्त के अनुपात में किया 
जाएगा, जिनके कारण ऐसी निवेश सेवा प्रदान की गई है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में कार्यकरण 
कर रही थी ; 
( घ ) सभी इकाइयों को निवेश सेवा के रूप में मिलने वाले सेवा कर के प्रत्यय का वितरण सभी इकाइयों को , सुसंगत 
अवधि के दौरान ऐसे इकाइयों की आवर्त के , सभी इकाईयों की कुल आवर्त से अनुपात के आधार पर किया जाएगा , जो 
उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में कार्यकरण कर रही थी ; 


( ङ ) आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई, निवेश सेवा वितरकों में से प्रत्येक से प्राप्त निवेश सेवा प्रत्यय के लिए पृथक 
लेखा रखेगा और उसका उपयोग वह केवल संबंधित निवेश सेवा वितरक के लिए विनिर्मित मालों पर शुल्क के संदाय 
के लिए करेगा ; 


( च ) 31 मार्च, 2016 को निवेश सेवा वितरक के पास उपलब्ध निवेश सेवा पर संदत्त सेवा कर का प्रत्यय , किसी 
आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई को अंतरित नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का वितरण , आउटसोर्स की गई 
विनिर्माण इकाइयों को अपवर्जित करते हुए इकाइयों के बीच किया जाएगा । 
स्पष्टीकरण — इस खंड के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित , 1 अप्रैल , 2016 को या उसके पश्चात् मालों का 
उत्पादन आरंभ करने वाले आउटसोर्स किसी विनिर्माता लागू होंगे ; 


( छ ) नियम 6 के उपबंध मालों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों या निर्गत सेवा प्रदाता को लागू होंगे और वे निवेश 
सेवा वितरक को लागू नहीं होंगे । 


स्पष्टीकरण 1 — इस नियम के प्रयोजनों के लिए , " इकाई " के अन्तर्गत निर्गत सेवा प्रदाता के परिसर या किसी विनिर्माता 
के परिसर , जिसके अन्तर्गत कोई कारखाना भी है, चाहे वे रजिस्ट्रीकृत या अन्यथा हों या किसी आउटसोर्स की गई 
विनिर्माण इकाई के परिसर भी हैं । 
स्पष्टीकरण 2 — इस नियम के प्रयोजनों के लिए , कुल आवर्त का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा जैसा कि नियम 
5 के अधीन अवधारण किया जाता है : 


परन्तु किसी आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई की आवर्त , किसी निवेश सेवा वितरक के लिए आउटसोर्स की गई ऐसी 
इकाई द्वारा विनिर्मित मालों की आवर्त होगी । 


स्पष्टीकरण 3 — इस नियम के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत अवधि निम्नानुसार होगी ,-- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


129 


( क ) यदि निर्धारिती की ऐसे वर्ष से जिसके दौरान , यथास्थिति , किसी मास या तिमाही के लिए प्रत्यय का 
वितरण किया जाना है , पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष ; या । 


( ख ) यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारिती की कुछ या सभी इकाइयों के लिए कोई आवर्त नहीं है तो वह 
अंतिम तिमाही , जिसके लिए सभी इकाइयों के आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं , जो उस मास या तिमाही से 
पूर्ववर्ती है , जिसके लिए प्रत्यय का वितरण किया जाना है । 


स्पष्टीकरण 4 _ इस नियम के प्रयोजनों के लिए, " आउटसोर्स की गई विनिर्माण इकाई " से कोई ऐसा फुटकर कर्मकार 
अभिप्रेत है, जो किसी निवेश सेवा वितरक के लिए विनिर्मित मालों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुल्यांकन ( उत्पाद- शुल्क्य 
मालों की कीमत का अवधारण ) नियम , 2000 के नियम 10क के अधीन अवधारित मूल्य पर शुल्क का संदाय करने के 
लिए दायी है या कोई ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है , जो किसी संविदा के अधीन निवेश सेवा वितरक के लिए मालों का 
विनिर्माण करता है, जो ऐसे निवेश सेवा वितरक के ब्रांड नाम को धारण करते हैं और जो उत्पाद- शुल्क अधिनियम की 
धारा 4क के अधीन अवधारित मूल्य पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है । "। 


7. उक्त नियम के नियम 7क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 


"7ख. विनिर्माता के भांडागार द्वारा निवेशों पर प्रत्यय का वितरण — ( 1 ) ऐसे किसी विनिर्माता को , जिसके पास एक या अधिक 
कारखाने हैं , उक्त विनिर्माता के किसी भांडागार द्वारा जारी किसी बीजक के अधीन प्राप्त निवेशों पर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए 
अनुज्ञात किया जाएगा , जो ऐसे निवेशों के क्रय के मद्दे केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार 
जारी बीजकों के कवर के अधीन निवेश प्राप्त करता है । 
( 2 ) इन नियमों के उपबंध या किसी प्रथम प्रक्रम के व्यौहारी या किसी द्वितीय प्रक्रम के व्यौहारी को यथा लागू उत्पाद- शुल्क 
अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित , विनिर्माता के ऐसे भांडागार को 
लागू होंगे । "। 


8. उक्त नियमों के नियम 9 के खंड ( क ) के उपखंड (i) में "निकासी के लिए किसी विनिर्माता " शब्दों के स्थान पर "निकासी के लिए किसी 
विनिर्माता या किसी सेवा प्रदाता" शब्द रखे जाएंगे । 


9. उक्त नियम के नियम 9क के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् : 


" 9क. वार्षिक विवरणी — (1 ) अंतिम उत्पादों का कोई विनिर्माता या निर्गत सेवाओं का कोई प्रदाता , उत्तरवर्ती वर्ष के 30 नवम्बर 
तक , बोर्ड द्वारा किसी अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक विवरणी केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा । 
( 2) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियम , 2002 के नियम 12 के उपबंध, जहां तक उनका संबंध वार्षिक विवरणी से है, इस नियम के 
अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक विवरणी को , यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे । "। 


10. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम ( 2 ) का लोप किया जाएगा । 


[ फा . सं. 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . 600 ( अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा 
अधिसूचना सं. 23/ 2004-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क (एनटी ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं . 
02/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 3 फरवरी, 2016 द्वारा, जो सा . का . नि . 142( अ ), तारीख 3 फरवरी , द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी , अंतिम संशोधन किए गए । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1stMarch , 2016 

No. 13/ 2016 - Central Excise ( N. T. ) 
G. S . R. 244 ( E).- In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) and 
section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : 
1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit ( Third Amendment) Rules, 2016 . 


130 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(b ) 


(2 ) Save as otherwise provided , they shall come into force on the 1st day of April, 2016 . 
2 . In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2 , 
(a ) in clause (a ), in sub - clause ( A ), - 

(i) in item (i), for the word and figures " heading 6804 ” , the words and figures " heading 6804 and wagons of 
sub -heading 860692 " shall be substituted ; 
( ii ) in condition (1), the words, “ but does not include any equipment or appliance used in an office” shall be 
omitted ; 
( iii ) in condition ( 1A ), after the words “ generation of electricity ” , the words “ or for pumping of water” shall be 
inserted ; 
in clause (e ), after entry ( 3 ), for the long line, the following shall be substituted with effect from 1st March , 
2016 , namely : 
“ but shall not include a service - 

(a) which is exported in terms of rule 6A of the Service Tax Rules, 1994 ; or 
(b ) by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place 

outside India ;” ; 
in clause (k ), 
(i) in sub -clause ( iii), after the words “ or steam ” , the words “ or pumping of water” shall be inserted ; 

in sub -clause (iv), for the words “ output service” , the words “ output service ; or” shall be substituted ; 
( iii) after sub - clause ( iv ) as so amended , the following sub -clause shall be inserted , namely : 

" (v ) all capital goods which have a value upto ten thousand rupees per piece ." ; 
(iv) for item ( C ), the following item shall be substituted , namely: 

“ (C ) capital goods , except when , 

(i) used as parts or components in the manufacture of a final product; or 

(ii) the value of such capital goods is upto ten thousand rupees per piece;” ; 
(d ) in clause (m ), after the words “ producer or provider” , the words “ or an outsourced manufacturing unit” shall be 

inserted . 
In rule 3 of the said rules , in sub -rule (4 ), 

in the fifth proviso , for the words and figures “ said National Calamity Contingent duty on goods falling 
under tariff items 8517 12 10 and 8517 12 90 respectively of the First Schedule of the Central Excise 
Tariff” , the words, figures and brackets, “ National Calamity Contingent duty leviable under section 

136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001 )” shall be substituted with effect from the 1stMarch , 2016 . 
( ii ) after the eighth proviso , the following shall be inserted with effect from the 1st March , 2016 , namely, 

“ Provided also that CENVAT credit shall not be utilised for payment of Infrastructure Cess 

leviable under sub -clause ( 1) of clause 159 of the Finance Bill , 2016 :” . 
4. In rule 4 of the said rules, 
(a ) in sub -rule ( 2 ), in clause (a ), for the Explanation , the following shall be substituted with effect from 

1 $ day of March , 2016 , namely : 
“ Explanation . – For the removal of doubts, it is hereby clarified that 

an assessee engaged in the manufacture of articles of jewellery, other than articles of silver 
jewellery but inclusive of articles of silver jewellery studded with diamond , ruby, emerald or 
sapphire, falling under chapter heading 7113 of the First Schedule of the Excise Tariff Act, 
shall be eligible, if his aggregate value of clearances of all excisable goods for home 
consumption in the preceding financial year, computed in the manner specified in the said 
notification, did not exceed rupees twelve crore ; 
an assessee , other than (a) above, shall be eligible , if his aggregate value of clearances of all 
excisable goods for home consumption in the preceding financial year , computed in the 
manner specified in the said notification , did not exceed rupees four hundred lakhs.” . 


( ii) 


[ T1 II - Que 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


131 


(d ) 


(b ) in sub - rule (5 ), for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 
“ (b ) The CENVAT credit shall also be allowed to a manufacturer of final products in respect of 

jigs, fixtures, moulds and dies or tools falling under Chapter 82 of the First Schedule to the 
Excise Tariff Act, sentby such manufacturer to , - 
(i) another manufacturer for the production of goods; or 
( ii) a job worker for the production of goods on his behalf, 
according to his specifications : 

Provided that such credit shall also be allowed where jigs, fixtures, moulds and dies 
or tools falling under Chapter 82 of the First Schedule to the Excise Tariff Act, are sent by the 
manufacturer of final products to the premises of another manufacturer or job worker 

without bringing these to his own premises." ; 
(c ) in sub -rule (6 ), for the words “ valid for a financial year” , the words “ valid for three financial years ” 

shall be substituted . 
in sub -rule (7) , after the fifth proviso , the following provisos shall be inserted namely , 

“ Provided also that CENVAT Credit of Service Tax paid on the charges paid or payable for 
the service provided by way of assignment, by the Government or any other person , of the right to use 
any natural resource , shall be spread over such period of time as the period for which the right to use 
has been assigned . CENVAT Credit in the financial year in which the right to use is acquired and in the 
subsequent years during which such right is retained by the manufacturer of goods or provider of 
output service as the case may be, shall be taken of an amount determined as per the following formula : 
Amount of CENVAT Credit that shall be taken in a financial year = Service Tax paid on the charges 
payable for the assignment of the right to use / No. of years for which the rights have been assigned 

Provided also that where the manufacturer of goods or provider of output service, as the case 
may be , further assigns such right to use assigned to him by the Government or any other person , in 
any financial year, to another person against a consideration , such amount of balance CENVAT credit 
as does not exceed the service tax payable on the consideration charged by him for such further 
assignment, shall be allowed in the same financial year : 

Provided also that CENVAT credit of annual or monthly user charges payable in respect of 
any service by way of assignment of right to use natural resources shall be allowed in the same 

financial year in which they are paid .” ; 
In rule 6 of the said rules, 
(a) for sub - rule (1), the following shall be substituted , namely: 
“ ( 1) The CENVAT credit shall not be allowed on such quantity of input as is used in or in relation 

to the manufacture of exempted goods or for provision of exempted services or input service 
as is used in or in relation to the manufacture of exempted goods and their clearance upto the 
place of removal or for provision of exempted services and the credit not allowed shall be 
calculated and paid by the manufacturer or the provider of output service , in terms of the 
provisions of sub -rule (2 ) or sub -rule (3 ), as the case may be : 
Provided that the CENVAT credit on inputs shall not be denied to job worker referred to in 
rule 12AA of the Central Excise Rules, 2002 , on the ground that the said inputs are used in the 
manufacture of goods cleared without payment of duty under the provisions of that rule . 
Explanation 1.- For the purposes of this rule , exempted goods or final products as defined in 
clauses ( d ) and ( h ) of rule 2 shall include non -excisable goods cleared for a consideration from 
the factory . 
Explanation 2 .- Value of non - excisable goods for the purposes of this rule, shall be the invoice 
value and where such invoice value is not available, such value shall be determined by using 
reasonable means consistent with the principles of valuation contained in the Excise Act and 
the rules made there under . 
Explanation 3 . – For the purposes of this rule , exempted services as defined in clause (e ) of 
rule 2 shall include an activity , which is not a service as defined in section 65B (44 ) of the 
Finance Act, 1994 . 


5 . 


132 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(b ) 


Explanation 4 . – Value of such an activity as specified above in Explanation 3 , shall be the 
invoice /agreement/contract value and where such value is not available , such value shall be 
determined by using reasonable means consistent with the principles of valuation contained in 

the Finance Act, 1994 and the rules made thereunder.” ; 
for sub -rule (2 ), the following sub -rule shall be substituted , namely: 
“ (2 ) A manufacturer who exclusively manufactures exempted goods for their clearance upto the 

place of removal or a service provider who exclusively provides exempted services shall pay 
the whole amount of credit of input and input services and shall, in effect, not be eligible for 

credit of any inputs and input services." ; 
for sub -rule (3), the following sub -rule shall be substituted , namely : 
“ (3) (a ) A manufacturer who manufactures two classes of goods, namely : 

(i) non -exempted goods removed ; 
(ii) exempted goods removed ; 


(c) 


Or 


(b ) a provider of output service who provides two classes of services, namely : 
(i) non -exempted services ; 
( ii ) exempted services, 
shall follow any one of the following options applicable to him , namely : 


(i) 


pay an amount equal to six per cent. of value of the exempted goods and seven per 
cent. of value of the exempted services subject to a maximum of the total credit 
available in the account of the assessee at the end of the period to which the payment 
relates ; or 


(ii ) pay an amount as determined under sub -rule ( 3A ): 
Provided that if any duty of excise is paid on the exempted goods, the same shall be reduced 
from the amount payable under clause (i) : 
Provided further that if any part of the value of a taxable service has been exempted on the 
condition that no CENVAT credit of inputs and input services, used for providing such taxable 
service , shall be taken then the amount specified in clause (i) shall be seven per cent. of the 
value so exempted : 
Provided also that in case of transportation of goods or passengers by rail, the amount required 
to be paid under clause (i) shall be an amount equal to two per cent. of value of the exempted 
services . 
Explanation 1.- If the manufacturer of goods or the provider of output service, avails any of the 
option under this sub -rule , he shall exercise such option for all exempted goods manufactured 
by him or, as the case may be, all exempted services provided by him , and such option shall not 
be withdrawn during the remaining part of the financial year. 
Explanation 2.- No CENVAT credit shall be taken on the duty or tax paid on any goods and 
services that are not inputs or input services . 

Explanation 3.- For the purposes of this sub -rule and sub -rule(3A ), 
(a ) “ non - exempted goods removed ” means the final products excluding exempted goods 

manufactured and cleared upto the place of removal; 
(b ) “ exempted goods removed ” means the exempted goods manufactured and cleared upto the 

place of removal; 
(c) “ non -exempted services” means the output services excluding exempted services.” ; 
for sub -rule ( 3A ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 
“ (3A ) For determination of amount required to be paid under clause ( ii ) of sub -rule (3 ), the 

manufacturer of goods or the provider of output service shall follow the following procedure 
and conditions, namely : 


(d ) 


[ 961 II - qus 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


133 


(a ) 


the manufacturer of goods or the provider of output service shall intimate in writing 
to the Superintendent of Central Excise giving the following particulars, namely : 
(i) name, address and registration number of the manufacturer of goods or 

provider of output service ; 
(ii) 

date from which the option under this clause is exercised or proposed to be 
exercised ; 


( iii) 


(v ) 


(b ) 


(i) 


(ii) 


description of inputs and input services used exclusively in or in relation to 
the manufacture of exempted goods removed or for provision of exempted 
services and description of such exempted goods removed and such 

exempted services provided ; 
(iv) description of inputs and input services used exclusively in or in relation to 

the manufacture of non -exempted goods removed or for the provision of 
non - exempted services and description of such non - exempted goods 
removed and non -exempted services provided ; 
CENVAT credit of inputs and input services lying in balance as on the date 

of exercising the option under this condition ; 
the manufacturer of final products or the provider of output service shall determine 
the credit required to be paid , out of this total credit of inputs and input services taken 
during the month , denoted as T , in the following sequential steps and provisionally 
pay every month , the amounts determined under sub - clauses (i) and (iv ), namely : 

the amount of CENVAT credit attributable to inputs and input services used 
exclusively in or in relation to the manufacture of exempted goods removed 
or for provision of exempted services shall be called ineligible credit , 
denoted as A , and shall be paid ; 
the amount of CENVAT credit attributable to inputs and input services used 
exclusively in or in relation to the manufacture of non -exempted goods 
removed or for the provision of non -exempted services shall be called 

eligible credit , denoted as B , and shall not be required to be paid ; 
(iii ) credit left after attribution of credit under sub -clauses (i) and ( ii ) shall be 

called common credit, denoted as C and calculated as, 

C = T - ( A + B ); 
Explanation .- Where the entire credit has been attributed under sub -clauses (i) and 
( ii ), namely ineligible credit or eligible credit , there shall be left no common credit 
for further attribution . 
( iv ) the amount of common credit attributable towards exempted goods 

removed or for provision of exempted services shall be called ineligible 
common credit, denoted as D and calculated as follows and shall be paid , - 

D = (E /F) x C ; 
where E is the sum total of - 

(a ) value of exempted services provided ; and 
(b ) value of exempted goods removed , 

during the preceding financial year ; 
where F is the sum total of 

(a ) value of non -exempted services provided , 
(b ) value of exempted services provided , 
(c) value of non -exempted goods removed , and 

(d ) value of exempted goods removed , 
during the preceding financial year: 


134 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


Provided that where no final products were manufactured or no output service was 
provided in the preceding financial year, the CENVAT credit attributable to 
ineligible common credit shall be deemed to be fifty per cent. of the common credit ; 
(v ) remainder of the common credit shall be called eligible common credit and 

denoted as G , where , 


G = C - D ; 


(c ) 


(ii) 


( iii) 


Explanation .- For the removal of doubts, it is hereby declared that out of the total 
credit T , which is sum total of A , B , D , and G , the manufacturer or the provider of 
the output service shall be able to attribute provisionally and retain credit of B and G , 
namely , eligible credit and eligible common credit and shall provisionally pay the 
amount of credit of A and D , namely , ineligible credit and ineligible common credit . 
(vi) where manufacturer or the provider of the output service fails to pay the 

amount determined under sub - clause (i) or sub -clause (iv ), he shall be liable 
to pay the interest from the due date of payment till the date of payment of 

such amount, at the rate of fifteen per cent. per annum ; 
the manufacturer or the provider of output service shall determine the amount of 
CENVAT credit attributable to exempted goods removed and provision of exempted 
services for the whole of financial year , out of the total credit denoted as T (Annual) 
taken during the whole of financial year in the following manner, namely : 
( i) the CENVAT credit attributable to inputs and input services used 

exclusively in or in relation to the manufacture of exempted goods removed 
or for provision of exempted services on the basis of inputs and input 
services actually so used during the financial year, shall be called Annual 
ineligible credit and denoted as A ( Annual) ; 
the CENVAT credit attributable to inputs and input services used 
exclusively in or in relation to the manufacture of non -exempted goods 
removed or for the provision of non - exempted services on the basis of 
inputs and input services actually so used shall be called Annual eligible 
credit and denoted as B ( Annual); 
common credit left for further attribution shall be denoted as C (Annual) and 
calculated as , - 

C (Annual) = T (Annual) – [A ( Annual) + B ( Annual)]; 
(iv ) common credit attributable towards exempted goods removed or for 

provision of exempted services shall be called Annual ineligible common 
credit, denoted by D (Annual) and shall be calculated as , - 

D ( Annual) = (H /I) x C ( Annual); 
where H is sum total of 

(a) value of exempted services provided ; and 

(b ) value of exempted goods removed ; 
during the financial year ; 
where I is sum total of - 

(a ) value of non - exempted services provided , 
(b ) value of exempted services provided , 
(c ) value of non - exempted goods removed ; and 

(d ) value of exempted goods removed ; 
during the financial year ; 

the manufacturer or the provider of output service shall pay on or before the 
30th June of the succeeding financial year, an amount equal to difference between the 
total of the amount of Annual ineligible credit and Annual ineligible common credit 
and the aggregate amount of ineligible credit and ineligible common credit for the 


( d ) 


[ 411 II , qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


135 


( e ) 


period of whole year, namely, [ { A ( Annual) + D (Annual) } - {( A + D ) aggregated for 
the whole year )} ], where the former of the two amounts is greater than the later; 
where the amount under clause (d ) is not paid by the 30th June of the succeeding 
financial year, the manufacturer of goods or the provider of output service , shall, in 
addition to the amount of credit so paid under clause (d ), be liable to pay on such 
amount an interest at the rate of fifteen per cent. per annum , from the 30th June of 
the succeeding financial year till the date of payment of such amount; 
the manufacturer or the provider of output service , shall at the end of the financial 
year, take credit of amount equal to difference between the total of the amount of the 
aggregate of ineligible credit and ineligible common credit paid during the whole 
year and the total of the amount of annual ineligible credit and annual ineligible 
common credit , namely , [ { ( A + D ) aggregated for the whole year ) } - { A (Annual) + 
D (Annual)} ], where the former of the two amounts is greater than the later ; 
the manufacturer of the goods or the provider of output service shall intimate to the 
jurisdictional Superintendent of Central Excise , within a period of fifteen days from 
the date of payment or adjustment, as per the provisions of clauses (d ), (e) and (f) , 
the following particulars, namely : 

details of credit attributed towards eligible credit , ineligible credit, eligible 
common credit and ineligible common credit, month -wise , for the whole 

financial year, determined as per the provisions of clause (b ); 
( ii) CENVAT credit annually attributed to eligible credit, ineligible credit, 

eligible common credit and ineligible common credit for the whole of 
financial year, determined as per the provisions of clause (c ); 
amount determined and paid as per the provisions of clause (d ), if any, with 

the date of payment of the amount; 
( iv ) interest payable and paid , if any , determined as per the provisions of clause 

( e ) ; and 
credit determined and taken as per the provisions of clause (f), if any , with 

the date of taking the credit.” 
after sub -rule (3A ), the following sub-rules shall be inserted , namely : 
“ (3AA ) Where a manufacturer or a provider of output service has failed to exercise the option under 

sub -rule ( 3 ) and follow the procedure provided under sub - rule (3A ), the Central Excise 
Officer competent to adjudicate a case based on amount of CENVAT credit involved , may 
allow such manufacturer or provider of output service to follow the procedure and pay the 
amount referred to in clause ( ii ) of sub -rule ( 3 ), calculated for each of the months , mutatis 
mutandis in terms of clause (c ) of sub - rule (3A ), with interest calculated at the rate of 
fifteen per cent. per annum from the due date for payment of amount for each of the month , 

till the date of payment thereof. 
(3AB ) Assessee who has opted to pay an amount under clause (ii ) or clause (iii ) of sub -rule ( 3 ) in 

the financial year 2015 - 16 , shall pay the amount along with interest or take credit for the 
said financial year in terms of clauses ( c ), ( d ), (e ), (f), ( g ), (h ) or (i) of sub -rule ( 3A ), as 
they prevail on the day of publication of this notification and for this purpose these 

provisions shall be deemed to be in existence till the 30th June , 2016 ." ; 
for sub - rule (3B ), the following sub - rule shall be substituted , namely : 
“ (3B ) A banking company and a financial institution including a non -banking financial company , 

engaged in providing services by way of extending deposits , loans or advances, in addition 
to options given in sub -rules ( 1 ), (2 ) and ( 3) , shall have the option to pay for every month 
an amount equal to fifty per cent. of the CENVAT credit availed on inputs and input 

services in that month .” ; 
for sub - rule (4 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 


(e) 


(f) 


(g ) 


“ (4 ) 


No CENVAT credit shall be allowed on capital goods used exclusively in the manufacture 
of exempted goods or in providing exempted services for a period of two years from the 
date of commencement of the commercial production or provision of services, as the case 


136 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


may be , other than the final products or output services which are exempt from the whole 
of the duty of excise leviable thereon under any notification where exemption is granted 
based upon the value or quantity of clearances made or services provided in a financial 
year : 


6. 


“ 7 . 


( a ) 


(b ) 


(C) 


Provided that where capital goods are received after the date of commencement of 
commercial production or provision of services, as the case may be, the period of two 

years shall be computed from the date of installation of such capital goods.” . 
in sub - rule (7), after the words “ when a service is exported” , the words “ or when a service is provided 
or agreed to be provided by way of transportation of goods by a vessel from customs station of 

clearance in India to a place outside India ” shall be inserted with effect from 1st March , 2016 . 
For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted , namely: 

Manner of distribution of credit by input service distributor.- The input service distributor shall 
distribute the CENVAT credit in respect of the service tax paid on the input service to its 
manufacturing units or unit providing output service or an outsourced manufacturing units , as defined 
in Explanation 4 , subject to the following conditions, namely : 

the credit distributed against a document referred to in rule 9 does not exceed the amount of 
service tax paid thereon ; 
the credit of service tax attributable as input service to a particular unit shall be distributed 
only to that unit ; 
the credit of service tax attributable as input service to more than one unit but not to all the 
units shall be distributed only amongst such units to which the input service is attributable and 
such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover of such units, during the 
relevant period , to the total turnover of all such units to which such input service is 
attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period ; 
the credit of service tax attributable as input service to all the units shall be distributed 
to all the units pro rata on the basis of the turnover of such units during the relevant period to 
the total turnover of all the units, which are operational in the current year, during the said 
relevant period ; 
outsourced manufacturing unit shall maintain separate account for input service credit 
received from each of the input service distributors and shall use it only for payment of duty 
on goods manufactured for the input service distributor concerned ; 
credit of service tax paid on input services, available with the input service distributor, as on 
the 31st of March , 2016 , shall not be transferred to any outsourced manufacturing unit and 
such credit shall be distributed amongst the units excluding the outsourced manufacturing 
units. 
Explanation . The provision of this clause shall , mutatis-mutandis, apply to any outsourced 
manufacturer commencing production of goods on or after the 1st of April, 2016 ; 
provisions of rule 6 shall apply to the units manufacturing goods or provider of output 
service and shall not apply to the input service distributor. 
Explanation 1.- For the purposes of this rule , " unit " includes the premises of a provider of 
output service or the premises of a manufacturer including the factory, whether registered or 
otherwise or the premises of an outsourced manufacturing unit . 
Explanation 2 .- For the purposes of this rule , the total turnover shall be determined in the same 
manner as determined under rule 5 : 

Provided that the turnover of an outsourced manufacturing unit shall be the turnover 
of goods manufactured by such outsourced manufacturing unit for the input service 
distributor. 
Explanation 3. – For the purposes of this rule , the relevant period shall be, - 
(a ) if the assessee has turnover in the financial year preceding to the year 

during which credit is to be distributed for month or quarter, as the case maybe , 
the said financial year; or ; 


during which credit is to be distributed for month or equires as the case maybe, 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


137 


( b ) if the assessee does not have turn over for some or all the units in the preceding 

financial year, the last quarter for which details of turnover of all the units are 

available, previous to the month or quarter for which credit is to be distributed . 
Explanation 4 . – For the purposes of this rule , “ outsourced manufacturing unit ” means a job 
worker who is liable to pay duty on the value determined under rule 10A of the Central Excise 
Valuation ( Determination of Price of Excisable Goods ) Rules, 2000 on the goods 
manufactured for the input service distributor or a manufacturer who manufactures goods , 
for the input service distributor under a contract, bearing the brand name of such input 
service distributor and is liable to pay duty on the value determined under section 4A of the 

Excise Act. ” . 
7. After rule 7A of the said rules , the following rule shall be inserted , namely: 

“ 7B . Distribution of credit on inputs by warehouse of manufacturer. - (1 ) A manufacturer having one or 

more factories, shall be allowed to take credit on inputs received under the cover of an invoice issued 
by a warehouse of the said manufacturer , who receives inputs under cover of invoices , issued in terms 
of the provisions of the Central Excise Rules, 2002 , towards the purchase of such inputs. 
The provisions of these rules or any other rules made under the Excise Act as applicable to a first 
stage dealer or a second stage dealer, shall , mutatis mutandis, apply to such warehouse of the 
manufacturer. ” . 


In rule 9 of the said rules, in sub -rule ( 1 ), in clause (a ), in sub -clause (i), for the words “ a manufacturer for 
clearance of” the words “ a manufacturer or a service provider for clearance of” , shall be substituted . 
For rule 9A of the said rules, the following sub -rule shall be substituted , namely : 
“ 9A . Annual return .- ( 1) A manufacturer of final products or provider of output services, shall submit to the 
Superintendent of Central Excise an annual return for each financial year , by the 30th day of November of the 
succeeding year, in the form as specified by a notification by the Board . 
(2) The provisions of rule 12 of the Central Excise Rules, 2002 , in so far as they relate to annual return shall , 
mutatis-mutandis , apply to the annual return required to be filed under this rule.” . 
In rule 14 of the said rules , sub - rule ( 2 ) shall be omitted . 


10 . 


[ F. No . 334/ 8 / 2016 -TRU] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
Note .- The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide , 
notification No. 23 /2004 - Central Excise (N . T .), dated the 10th September, 2004 vide, number G .S . R . 600 ( E ), dated the 
10th September, 2004 and last amended , vide, notification No. 02 /2016 - Central Excise ( N . T .), dated the 3rd February , 
2016 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide , number G . S . R . 142 (E ) , 
dated the 3rd February , 2016 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 14/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) 


सा . का .नि . 245( अ ).- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 के नियम 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
( एनटी ), तारीख 18 जून , 2012, जो भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, खंड (3) उपखंड (i)में , सा . का .नि . सं. 461(अ), तारीख 18 
जून , 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -- 


उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के खंड ( ख ) के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


"( ख ) प्ररूप क में आवेदन को , उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और ऐसी तिमाही से , जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है , 
संबंधित अनुलग्नकों के साथ निम्नानुसार फाइल किया जाएगा : 

(i) विनिर्माता की दशा में , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1) की धारा 11ख में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से 
पूर्व ; 

( ii ) सेवा प्रदाता की दशा में , निम्नलिखित तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व ,-- 


138 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( क) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की प्राप्ति, जहां सेवा की व्यवस्था ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूर्ण कर दी गई थी ; 

( ख ) बीजक जारी करने की तारीख , जहां सेवा के लिए संदाय बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अंग्रिम में प्राप्त हो गया 
था । "। 


[ फा .सं . 334/ 8/2016-टीआरयू] 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 27/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 18 जून , 2012, भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , 
खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . सं. 461( अ) तारीख 18 जून , 2012 द्वारा प्रकाशित की गई । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 14/ 2016 - Central Excise ( N. T ) 
G .S . R . 245 ( E ). — In exercise of the powers conferred by rule 5 of the CENVAT Credit Rules, 2004 , the Central 
Board of Excise and Customshereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 27 /2012 – C . E . (N . T .) dated 18th June , 2012 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S .R . 461 ( E ), dated the 18th June , 2012 , 
namely : 
In the said notification , in Paragraph 3, for clause (b ), the following shall be substituted , namely: 

" (b ) The application in the Form A along with the documents specified therein and enclosures relating to the 

quarter for which refund is being claimed shall be filed as under : 
(i) in case of manufacturer, before the expiry of the period specified in section 11B of the Central Excise 

Act, 1944 ( 1 of 1944) ; 
in case of service provider, before the expiry of one year from the date of - 
(a ) receipt of payment in convertible foreign exchange, where provision of service had been 

completed prior to receipt of such payment; or 
issue of invoice , where payment for the service had been received in advance prior to the 
date of issue of the invoice .” . 

[ F. No . 334 / 8/ 2016 -TRU ] 

MOHIT TEWARI , Under Secy. 
Note : The principal notification No . 27 / 2012 Central Excise (N . T ) dated the 18th June , 2012 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3, Sub- section (i), vide number G . S. R 461 ( E ) dated the 
18th June, 2012. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 

सं . 15/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन.टी.) 
सा . का . नि . 246( अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 11कक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 5/ 2011-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
( एन. टी .), तारीख 1 मार्च, 2011 को , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड ( 3) उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं . 136( अ ), तारीख 
1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अधिक्रान्त करते हुए, सिवाय उन बातों के , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने 
का लोप किया गया था , उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ब्याज की दर को पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर पर नियत करती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू ] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 
No. 15 /2016 - Central Excise ( N. T ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


139 


G .S .R . 246 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 11AA of the Central Excise Act, 1944 (1 of 
1944 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) No .5 / 2011 - Central Excise ( N. T .), dated the 1 " March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II, Section 3, Sub -section(i) , vide, number GSR 136 ( E), dated the 1 " March, 2011, except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby fixes the rate of interest at fifteen per cent. 
per annum for the purposes of the said section . 
2 . This notification shall come into force from the 1st day of April, 2016 . 

[ E. No. 334/ 8/ 2016/TRU ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 

सं . 16 / 2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी .) 
सा . का . नि . 247( अ). - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 के नियम 19 के उपनियम 
( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं0 42/ 2001- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन .टी .), तारीख 26 जून , 2001 में , जो 
भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . सं0 471 ( अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी , 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


1. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के खंड (v ) उपखंड ( ख ) में "धारा 11कख " शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 11कक " शब्द , 
अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


[ फा .सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 42/ 2001- केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क ( एनटी), तारीख 26 जून , 2001 में भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 471( अ) तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा . का .नि . 180( अ ) तारीख 17 मार्च, 
2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं .16/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की 
गई । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 16/2016 - Central Excise ( N. T ) 
G . S . R . 247( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 3 ) of rule 19 of the Central Excise Rules, 
2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification No. 
42 /2001 - CE (NT), dated the 26th June, 2001 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section (i) vide number G .S .R . 471 (E ), dated the 26th June , 2001 , namely: - 

___ In the said notification, in paragraph 2, in clause ( v), in sub -clause ( b), for the word, figures and letters , 
" section 11 AB ” , the word , figures and letters, “ section 11AA ” shall be substituted . 

[ F. No. 334 / 8/ 2016 - TRU] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
Note : The principal notification No .42/2001 -Central Excise (N . T.), dated the 26th June, 2001, was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) , vide , number G . S .R . 471(E ), dated the 26th 
June, 2001 and last amended , vide, notification No . 16/ 2012 - Central Excise ( N. T .), dated the 17th March, 
2012, published vide number G. S. R. 180 ( E), dated the 17th March, 2012. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


140 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


सं. 17/ 2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी .) 
सा . का .नि . 248(अ).- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम, 2002 के नियम 19 के उपनियम 
( 2) के साथ पठित उपनियम ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं0 31/ 2007- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन. टी .), 
तारीख 2 अगस्त , 2007 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि . सं0 528(अ), तारीख 2 अगस्त , 
2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

1 . उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के खंड (ii ) में "धारा 11कख " शब्द , अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 11कक " शब्द , अंक और अक्षर 
रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू ] 


मोहित तिवारी, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 31/ 2007 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 2 अगस्त , 2007 में भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 

खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . 528( अ) तारीख 2 अगस्त , 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा . का .नि . सं0 179( अ ) 
तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 15/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 17 मार्च, 2012 
द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 17/ 2016 - Central Excise ( N. T ) 
G . S . R . 248 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub- rule ( 3 ) read with sub - rule ( 2 ) of rule 19 of the 
Central Excise Rules, 2002 , the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in 
the notification No. 31 /2007 -Central Excise (N . T .), dated the 2nd August, 2007 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i) , vide, number G.S. R. 528( E), dated the 2nd August, 2007, namely: 
2 . In the said notification, in paragraph 6, in clause ( ii ), for the word, figures and letters, "section 11AB ", the word , 
figures and letters , “ section 11AA ” shall be substituted . 


[ F. No . 334 / 8/ 2016 -TRU] 


MOHIT TEWARI, Under Secy . 


Note : The principal notification No. 31/2007-Central Excise (N . T .), dated 2nd August, 2007 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) , vide ,number G .S . R . 528 ( E ), dated the 2nd 
August,2007 and last amended vide notification No . 15 /2012 - Central Excise (N . T .), dated the 17th March , 2012 , 
published , vide , number G .S . R . 179 ( E ), dated the 17th March , 2012 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 

सं . 18/ 2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी. ) 
सा . का .नि .249 (अ). - केन्द्रीय सरकार , केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम , 2002 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . 19/ 2004-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी ) तारीख 6 सितंबर, 2004, जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . सं . 570 ( अ ) तारीख 6 सितंबर , 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में : -- 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


141 


। । जा 


(1) पैरा (ङ) में, “(2) शर्ते और सीमाएं " शीर्ष के अधीन , “ बाजार कीमत " शब्दों के स्थान पर “ भारतीय बाजार कीमत " शब्द 

रखे जाएंगे ; 
( 2) पैरा ( ख ) के उपपैरा (i) में , “( 3) प्रक्रियाएं ” शीर्ष के अधीन , “ की जाएगी " शब्दों के पश्चात् “केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम , 

1944 ( 1944 का 1) की धारा 11ख में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व ” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंत :स्थापित 
किए जाएंगे । 

[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 19/ 2004-केंद्रीय उत्पाद- शुल्क ( एनटी), तारीख 6 सितंबर, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा . का . नि . 570( अ) तारीख 6 सितंबर , 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 24/ 2011 
केंद्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 5 दिसंबर , 2011, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं . सा . का . नि . 
860 ( अ ) तारीख 5 दिसंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 1st March, 2016 


No. 18 /2016 Central Excise (N . T .) 


G .S . R . 249 ( E ). - In exercise of the powers conferred by rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 , the Central 
Government hereby makes the following further amendments in the notification number 19 /2004 -Central Excise (N . T .), 
dated the 6th September, 2004 , in the Ministry of Finance , Department of Revenue , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S .R . 570( E ) , dated the 6th September , 2004 , namely : - 


In the said notification : 


( 1) under heading “ (2 ) Conditions and limitations”, in paragraph (e ), for the words “ the market price” , the words “ the 
Indian market price ” shall be substituted ; 
( 2) under heading “ ( 3) Procedures” , in paragraph (b ), in sub -paragraph (i), after the words “ shall be lodged ” , the words , 
figures, letter and brackets “ before the expiry of the period specified in section 11B of Central Excise Act, 1944( 1 of 
1944 ) ” shall be inserted . 


[ F. No. 334/ 8/ 2016 -TRU] 


MOHIT TEWARI, Under Secy 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide, notification number 19 /2004 -Central Excise 
(N . T .), dated the 6th September , 2004 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), 
vide , number G . S . R . 570 ( E ) , dated the 6th September, 2004 and last amended by notification number 24/ 2011 -Central 
Excise (N . T .), dated the 5th December, 2011 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub 
section (i) vide number G .S . R . 860 ( E ) , dated the 5th December , 2011. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 19/ 2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ) 


सा . का .नि . 250( अ ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 के नियम 9 के उपनियम 
( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त मंत्रालय के राजस्व 
विभाग की अधिसूचना सं0 36/ 2001 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क (एनटी), तारीख 26 जून , 2001 जो भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, 
खंड ( 3 ) उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं . 465 ( अ), तारीख 26 जून , 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् :-- 


142 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


उक्त अधिसूचना में, शर्त (3) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी , अर्थात् :-- 


"( 3) घोषित करता है यदि उसी कारखाने के दो या अधिक परिसर रेंज अधीक्षक अधिकारिता में निकट क्षेत्र के भीतर स्थित हैं , उसमें की 
जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया परस्पर जुड़ी हैं और इकाईयां किसी क्षेत्र आधारित छूट अधिसूचनाओं के भिन्न प्रचालित नहीं हैं तो केन्द्रीय 
उत्पाद- शुल्क आयुक्त , एक परिसर से दूसरे परिसर को माल के संचरण के उचित लेखा और ऐसी अन्य शर्ते और परिसिमाएं जो वह 
अधिरोपित करे , के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात कर सकेगा । "; 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरय ] 


मोहित तिवारी , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल नियम , अधिसूचना सं . 36/ 2001 -केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन. टी .), तारीख 26 जून , 2001 द्वारा सा . का .नि . 465( अ), तारीख 

26 जून , 2001 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना 
सं . 09/ 2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी .), तारीख 23 मई , 2013 सा . का . नि . 337( अ ), तारीख 23 मई , 2013 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , अंतिम संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 19/2016 Central Excise (N .T .) 
G .S . R . 250 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -rule (2 ) of rule 9 of the Central Excise Rules , 
2002 , the Central Board of Excise and Customs, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification number 36 /2001-Central Excise (N . T .), dated the 26th June, 
2001, in the Ministry of Finance , Department of Revenue , 2001, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub - section (i) vide number GSR 465 ( E ), dated the 26th June, 2001, namely , 
___Inthe said notification, for condition ( 3 ), the following conditionshall be substituted, namely : 
“ ( 3 ) hereby declares that if two or more premises of the same factory are located within a close area in the jurisdiction of 
a Range Superintendent, the manufacturing process undertaken therein are interlinked , and the units are not operating 
under any of the area based exemption notifications, the Commissioner of Central Excise , may , subject to proper 
accountal of the movement of goods from one premise to other and such other conditions and limitations as he may 
impose , allow single registration .” . 

[ F. No . 334/ 8 / 2016 - TRU ] 
Note : The principal notification no . 36 /2001 - Central Excise (N . T .), dated the 26th June , 2001 was published in the 

Gazette of India , vide , number G .S . R . 465 ( E ), dated 26th June, 2001 and was last amended , vide, notification 
no .09 / 2013 -Central Excise ( N . T .), dated the 23rd May , 2013 published in the Gazette of India vide number 
G . S. R. 337( E ), dated the 23rd May, 2013. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं. 20/ 2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन .टी. ) 
सा . का. नि . 251(अ).-केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ( उत्पाद- शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना ) 
नियम, 2001 का अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई बातों या किए गए लोप के सिवाए निम्नलिखित नियम बनाती है, 
अर्थात् :-- 


1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( उत्पाद - शुल्क्य माल के विनिर्माण के 
लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना ) नियम , 2016 है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


143 


( 2) ये संपूर्ण भारत को विस्तारित हैं । 

(3) ये 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना – ये नियम ऐसे विनिर्माता को लागू होंगे जो ऐसा उत्पाद शुल्क्य माल जब उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए 
उपयोग किया जाए, को शुल्क की छूट देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप - धारा (1 ) 
के अधीन जारी अधिसूचना का फायदा उठाना चाहता है । 

परंतु छूट प्राप्त माल या गैर उत्पाद शुल्क माल के विनिर्माता सहित अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2002 
के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों का फायदा लेने का पात्र होगा । 


3. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-- 


( क) " अधिनियम " से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है; 
( ख) "आवेदक विनिर्माता " से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शुल्क के रियायती दर पर विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए माल प्राप्त करना 
चाहता है; 


~ 


ल 


करना 


( ग ) "प्ररूप " से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ; 


( घ ) " सूचना " से आवेदक विनिर्माता द्वारा प्ररुप - 1 में उपबंधित सूचना अभिप्रेत है; 


( ड) " विषय माल " से ऐसा उत्पाद शुल्क्य माल अभिप्रेत है जिसे आवेदक विनिर्माता शुल्क की रियायती दर पर उपाप्त करना चाहता है; 


पाप्त 


ना 


( च ) " प्रदायकर्ता विनिर्माता " से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो आवेदक निर्माता को शुल्क के रियायती दर पर उत्पाद शुल्क्य माल का 
प्रदाय करता है ; 


( छ ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं 
क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उसने उनके हैं । 


4. फायदा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदक विनिर्माता द्वारा सूचना - (1) आवेदक निर्माता यथास्थिति अधिकारितागत केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् सहायक आयुक्त या उपायुक्त कहा गया है) को प्ररूप 
1 में अनुलिपि में सूचना उपलब्ध कराएगा और सहायक आयुक्त या उपायुक्त प्रदायकर्ता विनिर्माता के अधिकारितागत रेंज अधीक्षक को 
सूचना की एक प्रति अग्रेषित करेगा । 
( 2) आवेदक विनिर्माता प्रत्येक वित्त वर्ष में उपनियम ( 1) के अधीन फाइल की गई सूचना को संख्यांकित करेगा । 
( 3) आवेदक विनिर्माता विषय माल के प्रत्येक प्रदायकर्ता विनिर्माता की बाबत पृथक सूचना उपलब्ध करा सकेगा या प्ररूप - 1 में उन प्रत्येक 
के ब्यौरे के साथ बहुल प्रदायकर्ता विनिर्माताओं की सम्मिलित सूचना उपलब्ध करा सकेगा । 
( 4) आवेदक विनिर्माता एक वर्ष या कम की अवधि के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्याशित उपभोग के अनुरूप मात्रा में विषय माल प्राप्त 
करने की समय - समय पर सूचना उपलब्ध कराएगा । 
( 5) आवेदक विनिर्माता प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ सामान्य बंधपत्र निष्पादित करेगा; 
परंतु ऐसे आवेदक विनिर्माता , जिनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 11क की उपधारा ( 4) या उपधारा (5 ) के अधीन कोई कारण बताओ 
नोटिस जारी नहीं की गई है या जहां केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 2002 के नियम 12गगग या सेनवेट प्रत्यय नियम , 2004 के नियम 
12ककक के अनुसरण में जारी किसी अधिसूचना के अधीन कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है, द्वारा वचनपत्र उपलब्ध कराना पर्याप्त होगा । 


| मा 


( 6 ) आवेदक विनिर्माता विषय माल उपाप्त कराने के लिए प्रदायकर्ता विनिर्माता को उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से 
हस्ताक्षरित सूचना की प्रति अग्रेषित करेगा । 
5. विषय माल के प्रदायकर्ता विनिर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -(1 ) प्रदायकर्ता विनिर्माता उपनियम ( 6 ) या नियम 5 के 
अधीन उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर इस अधिसूचना का फायदा उठाएगा । 
( 2) प्रदायकर्ता विनिर्माता उपनियम ( 1) के अधीन प्राप्त सूचना जिसके आधार पर माल को हटाया गया , हटाये जाने का ब्यौरा जैसे 
बीजक संख्यां और तारीख, विवरण , मात्रा और विषय माल का मूल्य और रियायती दर पर संदत्त उत्पाद शुल्क की रकम का अभिलेख 
बनाए रखेगा और इसे अपने अभिलेखों में प्रतिधारित करेगा । 


144 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


6. आवेदक विनिर्माता का तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना आवेदक विनिर्माता विषय माल प्राप्त करने पर, विषय माल की मात्रा 
और मूल्य , आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की गई विषय माल की मात्रा और बीजक - वार स्टॉक में शेष मात्रा उपदर्शित करते हुए लेखा 
बनाए रखेगा और वित्त वर्ष के आगामी प्रत्येक तिमाही मास के दसवें दिन तक सहायक आयुक्त या उपआयुक्त प्ररूप - 2 में ऐसे अभिलेखों के 
आधार पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा । 


7. कतिपय मामलों में शुल्क की वसूली - जहां आवेदक विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रदायकर्ता 
विनिर्माता द्वारा निकासी किए गए माल का उपयोग आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है वहां आवेदक विनिर्माता ऐसे माल पर 
छूट के अतिरिक्त उदग्रहणीय शुल्क और ब्याज के साथ विषय माल के प्रदायकर्ता विनिर्माता कारखाने से हटाने के समय पहले से ही संदत्त 
यदि कोई है के बीच अंतर के समान रकम देने का दायी होगा और शुल्क की मांग करने के लिए उक्त धारा में वर्णित समय सीमा के सिवाए 
धारा 11क के उपबंध और अधिनियम की धारा 11कक ऐसी वसूलियों को प्रभावी बनाने के लिए यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू 
होंगे । 


परंतु जहां आवेदक विनिर्माता को अस्तित्वहीन पाया जाता है वहां प्रदायकर्ता विनिर्माता कारखाने से हटाने के समय पहले से ही संदत्त 
यदि कोई है के बीच अंतर के समान रकम देने का दायी होगा और शुल्क की मांग करने के लिए उक्त धारा में वर्णित समय सीमा के सिवाए 
धारा 11 क के उपबंध और अधिनियम की धारा 11कक ऐसी वसूलियों को प्रभावी बनाने के लिए यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू 
होंगे । 


परंतु यह और कि यदि प्राप्ति पर विषय माल त्रुटिपूर्ण या क्षतिग्रस्त या अनुपयुक्त या आवेदक विनिर्माता की आवश्यकताओं से अधिशेष 
पाया जाता है तो वह प्रदायकर्ता विनिर्माता को विषय माल वापस कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा वापस किया गया माल प्रदायकर्ता 
विनिर्माता के गैर शुल्क संदत्त स्टॉक में जोड़ा जाएगा । 
स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि विषय माल को आशयित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त न किया समझा 
जाएगा यदि विषय माल की कोई मात्रा आवेदक विनिर्माता उपापन के स्थान से आवेदक विनिर्माता के परिसर या प्रदायकर्ता विनिर्माता के 
परिसर से उपापन के स्थान को या आवेदक विनिर्माता के परिसर में हथलाई या भंडारण के दौरान खो गई या प्राकृतिक कारणों से या 
अपरिहार्य दुर्घटना द्वारा ध्वस्त हो गई है । 


प्ररूप 1 


[नियम 4(1) और (3) देखें 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( उत्पाद- शुल्क्य और अन्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाना ) नियम , 2016 के 
अधीन सूचना 


सेवा में , 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त , 


प्रभाग.. 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- . 


. 


महोदय , 


हम अपने कारखाने में माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए शुल्क की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं । उपाप्त किए जाने वाले 
प्रस्तावित माल मात्रा , माफी शुल्क , अधिसूचना की क्रम संख्या जिसके अधीन छूट का फायदा उठाया जाना आशयित है, आवश्यक 
अनुमानित मात्रा, प्रदायकर्ता विनिर्माता के ब्यौरे जिनसे माल उपाप्त किया जाना प्रस्तावित है और तैयार माल विनिर्मित किया जाना 
प्रस्तावित है के ब्यौरे यहा संलग्न है । हम यथाअपेक्षित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( उत्पाद- शुल्क्य और अन्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की 
रियायती दर पर माल का हटाना ) नियम , 2016 का पालन करने और उक्त नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के निबंधनानुसार विषय माल के 
उपयोग का वचन देते हैं । 


फल 


( 2 ) हम शर्तों का पालने करने की असफलता की दशा में , पूर्वोक्त नियम के अधीन छट को छोड़कर विषय माल की ऐसी मात्रा पर 
उदग्रहणीय शुल्क और मांग के अनुसार ब्याज और शास्ति के साथ हटाने के समय पहले से ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के समान रकम 
मांग करने पर देने का वचन देते हैं । हमने आवश्यक वचनपत्र और प्रतिभू सहित बंधपत्र निष्पादित किया है । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


145 


तारीख : 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर तथा मुहर और 
परिसर का पता 
( रजिस्ट्रीकरण संख्यां) 
( बहु प्रदायकर्ता विनिर्माता के लिए उपयुक्त संशोधन करें ) 


स्थान: 


प्ररूप 2 
नियम 6 देखें 


क्रम सं . 


ब्यौरे 


विनिर्मित माल 


विषय 
माल का 
विवरण 


अंतिम 
अतिशेष 


प्राप्त 


प्रकृति 


मात्रा 


आरंभिक 
अतिशेष 


लिए 


स्तंभ ( 3) आशयित 
और ( 4 ) प्रयोजन के 
का योग 

उपभोग 
की गई 

मात्रा 
( 5) ( 6) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(7 ) 


( 8) 


( 9) 


टिप्पण : - (1) उपयोग की गई और विनिर्मित माल के विभिन्न किस्म या माल के लिए पृथक प्रविष्टि की जाए । 
( 2) जारी सूचना की संक्षिप्त सारणी और उसकी प्रति संलग्न की जाए । 
मैं / हम घोषित करता हूं/ घोषित करते हैं कि मैं/हम ने अभिलेख ( और)/ अपने कारखाने की बही से उपरोक्त विशिष्टियों का मिलान कर लिया 
है और वे जहां तक मैं /हम सुनिश्चित कर सकते हैं , सही और पूरी हैं । 
तारीख : 


स्थान : 


हस्ताक्षर 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/विनिर्माता का मोटे अक्षरों में नाम 

[ फा .सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 


No. 20/ 2016 - Central Excise ( N. T ) 
G . S. R . 251( E ). — In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) 
and in supersession of the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable 
Goods) Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby makes the following rules, namely: 

1 . Short title , extent and commencement. — ( 1 ) These rules may be called the Central Excise (Removal of Goods at 
Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable and Other Goods ) Rules , 2016 . 
(2 ) They extend to the whole of India. 
(3 ) They shall come into force on and from the 1st day of April , 2016 . 
2 . Application . — These rules shall apply to a manufacturer who intends to avail of the benefit of a notification 
issued under sub -section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) granting exemption of duty to 
excisable goods when used for the purpose specified in that notification : 


146 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


Provided that an un -registered manufacturer including manufacturers of exempted goods or non -excisable goods shall be 
eligible to avail the benefits of the provisions of these rules after taking registration under rule 9 of the Central Excise 
Rules, 2002 . 
3 . Definitions.- In these rules , unless the context otherwise required , - 
(a) “ Act” means Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ); 
(b ) " applicant manufacturer ” means a manufacturer who intends to receive goods for specified use at concessional rate of 
duty ; 
(c) “ Form ” means Form appended to these rules ; 
(d ) “ information ” means the information provided in Form I by the applicant manufacturer ; 

(e ) “ subject goods” means the excisable goods which applicant manufacturer intends to procure at concessional rate of 
duty ; 
(f) “ supplier manufacturer” means a manufacturer who supplies excisable goods at concessional rate of duty to applicant 
manufacturer ; 
( g ) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the rules made there under shall 
have the samemeanings respectively assigned to them . 
4 . Information by applicant manufacturer to obtain benefit. — (1 ) An applicant manufacturer shall provide an 
information in duplicate in the Form I to the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy 
Commissioner of Central Excise , as the case may be (hereinafter referred to as the Assistant Commissioner or Deputy 
Commissioner ) and the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner shall forward one copy of the information to 
the jurisdictional range Superintendent of the supplier manufacturer . 
( 2 ) The applicant manufacturer shall number the information filed under sub- rule ( 1 ) in each financial year. 
( 3) The applicant manufacturer may either provide separate information in respect of each of the supplier manufacturer 
of subject goods or provide combined information for multiple supplier manufacturers with details of each of them in 
Form I. 


(4 ) The applicant manufacturer shall provide the information from time to time to receive subject goods in quantities 
commensurate with expected consumption in the manufacturing process for a period of one year or less . 
(5 ) The applicant manufacturer shall execute a general bond with surety or security : 
Provided that it shall be sufficient to provide a letter of undertaking by an applicant manufacturer against whom no show 
cause notice has been issued under sub - section (4 ) or sub - section (5 ) of section 11A of the Act or where no action is 
proposed under any notification issued in pursuance of rule 12CCC of the Central Excise Rules, 2002 or rule 12AAA of 
the CENVAT Credit Rules , 2004 . 
(6 ) The applicant manufacturer shall forward a copy of information duly signed by his authorised signatory, to the 
supplier manufacturer for procuring subject goods. 
5. Procedure to be followed by supplier manufacturer of subject goods. — (1) The supplier manufacturer shall avail the 
benefit of this notification on the basis of information received by him under sub -rule (6 ) or rule 5 . 
(2 ) The supplier manufacturer shall maintain record of information received under sub - rule ( 1) on the basis of which 
goods have been removed , the removal details , such as number and date of invoice , description , quantity and value of 
subject goods and amount of excise duty paid at concessional rate and retain the same in his records. 
6 . Applicant manufacturer to submit quarterly returns. - The applicant manufacturer shall, receiving the subject 
goods, maintain an account indicating the quantity and value of subject goods, the quantity of subject goods consumed 
for the intended purpose, and the quantity remaining in stock , invoice wise and shall submit a quarterly return on the 
basis of such records in Form II to the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner by the tenth day of the month 
following each quarter of the financial year. 
7 . Recovery of duty in certain cases. — Where the goods cleared by the supplier manufacturer on the basis of 
information provided by an applicant manufacturer , are not used for the intended purpose , the applicant manufacturer 
shall be liable to pay the amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption 
and that already paid , if any, at the time of removal from the factory of the supplier manufacturer of the subject goods, 
along with interest and the provisions of section 11A , except the time limit mentioned in the said section for demanding 
duty and section 11AA of the Act shall apply mutatis mutandis, for effecting such recoveries : 
Provided that where the applicant manufacturer is found to be non -existent, the supplier manufacturer shall be liable to 
pay the amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption and that already 
paid , if any, at the time of removal from the factory of the supplier manufacturer of the subject goods, along with interest 


[ 9411 II - QU5 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


147 


and the provisions of section 11A except the time limit mentioned in the said section and section 11AA of the Act shall 
apply mutatis mutandis , for effecting such recoveries . 
Provided further that if the subject goods on receipt are found to be defective or damaged or unsuitable or surplus to the 
needs of the applicant manufacturer , he may return the subject goods to the supplier manufacturer and every such 
returned goods shall be added to the non - duty paid stock of the supplier manufacturer. 
Explanation . - For the removal of doubts , it is hereby clarified that subject goods shall be deemed not to have been used 
for the intended purpose even if any of the quantity of the subject goods is lost or destroyed by natural causes or by 
unavoidable accidents during transport from the place of procurement to the applicant manufacturer s premises or from 
the supplier manufacturer s premises to the place of procurement or during handling or storage in the applicant 
manufacturer s premises . 

Form I 

[see rule 4 (1) and (3)] 
Information under Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable and 
Other Goods) Rules, 2016 
To, 
The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, 


Division .......... . 


Sir, 

We intend to avail benefit of exemption of duty for the purpose of manufacture of goods in our factory. The 
details of the goods proposed to be procured , quantity , duty foregone, S .No of the notification under which exemption is 
intended to be availed , approximate quantity needed , details of the supplier manufacturer from whom the goods are 
proposed to be procured and finished goods proposed to be manufactured are enclosed herewith . We undertake to follow 
the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable and Other Goods ) 
Rules, 2016 , as required and use the subject goods in terms of the conditions specified in the said rules . 
( 2 ) We undertake to pay on demand, in the event of failure to comply with conditions, an amount equal to the 
difference between the duty leviable on such quantity of the subject goods but for the exemption under the aforesaid rules 
and that already paid at the time of removal, with interest and penalty as demanded . We have executed the necessary 
letter of undertaking or bond with surety . 

Date : Signature and stamp of authorised signatory, with name and 
address of the premise , 


Place : 


(Registration Number) 
( Suitably amend for multiple supplier manufacturer) 


Form II 
[ See rule 6 ] 


Sl.. No. 


Description 
of subject 

goods 


Closing 
balance 


| Goods manufactured 
Nature Quantity 


| Opening 
balance 


Details 
Received Total of 

columns 
( 3 ) and (4 ) 


Quantity 
consumed 
for the 
intended 
purpose 

(6 ) 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


Note: – (1) Separate entries should be made for each variety or class of goods used and manufactured . 
( 2 ) Summary table of the information issued and copy thereof should be enclosed . 


148 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


I/We declare that I/we have compared the above particulars with the records (and) /books of my/our factory and that they 


are , insofar as I/We can ascertain true and complete . 


Date : 


Place : 


Signature 
Name in capital letters 
Authorised signatory /manufacturer 

[ F. No. 334/ 8/ 2016 - TRU ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 

सं . 21/ 2016 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क ( एन . टी .) 
सा . का . नि . 252( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियम , 2002 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/ 2004- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन .टी .), तारीख 6 सितंबर , 2004 में , 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-- 
उक्त अधिसूचना में , -- 

( क) पैरा 1 को उसके (1क ) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित पैरा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा 
अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

___ "(1ख ) पैरा (1क) के अधीन फाइल घोषणा के साथ आगत और निर्गत के अनुपात की शुद्धता की बाबत चार्टर्ड अभियंता का प्रमाण 
पत्र लगा होगा जहां वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित मानक आगत और निर्गत मान की प्रति , यदि नियत 
है, विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल की बाबत प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पूर्व चार्टड अभियंता उपलब्ध कराई गई है ।"; 
( ख) पैरा ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-- 

"( 2 ) घोषणा का अनुमोदन केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद उप आयुक्त चार्टर्ड अभियंता द्वारा जारी प्रमाणपत्र 
और पैरा ( 1क) के भिन्न फाइल घोषणा के आधार पर ऐसे माल के निर्यात के आरंभ के पूर्व तैयार माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण और 
निर्यात के लिए आवेदक को अनुज्ञा दे सकेगा ; 

स्पष्टीकरण: ऐसी घोषणा की शुद्धता की बाबत संदेह की दशा में , केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद उप आयुक्त 
कारखाने का दौरा कर सकेगा और फाइल की गई ऐसी घोषणा की शुद्धता को सत्यापित कर सकेगा ।"; 

( ग) पैरा (3) में ,-- 

(i) परंतुक में , " सेनवेट प्रत्यय नियम , 2002 " शब्दों , अक्षरों और अंको के स्थान पर , " सेनवेट प्रत्यय नियम , 2004 " शब्द , अक्षर और 
अंक रखे जाएंगे; 

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-- 
" परंतु यह और कि विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किसी सेनवेट प्रत्यय का फायदा नहीं उठाया जाएगा । "; 
( घ ) पैरा ( 6 ) में " दर्ज किया जाएगा " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द , अक्षर और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् ; 

" केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व दर्ज किया 
जाएगा, "; 

( ड) प्ररूप एआरई- 2 में " सेनवेट प्रत्यय नियम , 2002 " शब्दों , अक्षरों और अंको के स्थान पर, जहां वे आते हैं , " सेनवेट प्रत्यय नियम , 
2004 " शब्द , अक्षर और अंक रखे जाएंगे ; 
2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2016 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . 334 / 8/ 2016 -टीआरयू 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 


[ ATT II - que 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


149 


feugt: 47 PARTH , fara a CUİT 21 / 2004- Foreita 36414 -9[5 + ( TH . .), arta 6 fidiae , 2004, p .41. . 572( ) arte 
6 facere , 2004 GRT ERA F 2167477 , 3 HTETUT , HIT 2 , CE 3 , 340E (i) alfata fetal T T Bit 3TTEET # . 02 /2012 
Storse 3C91G - [ rct (TH . A .), arta 22 , 2012 ERT GT HR 2161427 , 3TATERUT , TT II, CE 3, 340€ (i) # 
HT. AU. . 100 ( 37), arra 22 2017 , 2012 atTATOTT TTE A , sifah HITTE BRIT PITTI 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 

No . 21/2016 - Central Excise (N . T ) 
G .S .R . 252 (E ). — In exercise of the powers conferred by rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 , the Central 
Government hereby makes the following further amendments in the notification number 21/ 2004 -Central Excise (N . T .), 
dated the 6th September, 2004, in the Ministry of Finance, Department of Revenue , namely : - 
In the said notification , 

( a ) the paragraph ( 1) , shall be numbered as ( 1A ) thereof, and after the paragraph ( 1A ) as so renumbered the 
following paragraph shall be inserted , namely: 

“ (13 ) The declaration filed under paragraph (1A ) shall be accompanied by a Chartered Engineer s 
certificate in respect of correctness of the ratio of input and output where a copy of the Standard Input 
Output Norms notified by Director General of Foreign Trade, Ministry of Commerce, if fixed , is made 
available to the Chartered Engineer before obtaining the certificate , in respect of goods manufactured or 

processed ." ; 
(b ) for paragraph (2 ), the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ ( 2 ) Approval of declaration .- The Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy 
Commissioner of Central Excise may grant permission to the applicant for manufacture or processing and 
export of finished goods before commencement of export of such goods on the basis of certificate issued 
by the Chartered Engineer and the declaration filed under paragraph ( 1A ) ; 
Explanation : In case of doubt in respect of the correctness of such declaration , the Assistant 
Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise , may visit the factory 

and verify correctness of such declaration filed . ” ; 
(c ) in paragraph ( 3) , 

(i) in the proviso , for the words, letters and figures “ the CENVAT Credit Rules, 2002” , the words , 

letters and figures “ the CENVAT Credit Rules , 2004 ” shall be substituted ; 
( ii ) after the proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 

“ Provided further that no CENVAT credit shall be availed by the manufacturer or the processor.” ; 
(d ) in paragraph (6 ), for the words “ shall be lodged ” the following words, figures and letter shall be substituted , 
namely ; 

“ shall be lodged , before the expiry of the period specified under section 11B of the Central Excise 

Act, 1944 ( 1 of 1944 ),” ; 
(e ) in Form ARE -2 , for the words , letters and figures “ the CENVAT Credit Rules, 2002” wherever they occur, the 

words, letters and figures “ the CENVAT Credit Rules, 2004 ” shall be substituted . 
2 . This notification shall come into force on the 1st March , 2016 . 

[ F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
Note : The principal notification number 21/ 2004 - Central Excise (N . T .), dated the 6th September 2004 was published in 

the Gazette of India, Extraordinary , Part - II , Section 3 , Sub -section (i) vide number G .S . R . 572 (E ), dated the 6th 
September 2004, and was last amended vide notification No. 02 /2012 Central Excise (N . T .), dated 22nd February 
2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R 
100 ( E ), dated the 22nd February, 2012 . 


150 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 1/ 2016 -स्वच्छ ऊर्जा उपकर 
सा . का .नि . 253(अ). केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित 
वित्त अधिनियम , 2010 (2010 का 14) की धारा 83 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने 
पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 01/ 2015 -स्वच्छ 
ऊर्जा उपकर तारीख 1 मार्च, 2015 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का .नि . 164 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित 
की गई थी , को सिवाय उन बातों के विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्वकिया गया था या करने का लोप किया गया था । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू ] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 1/ 2016 - Clean Energy Cess 

- In exercise of the powers conferred by sub - section (7 ) of section 83 of the Finance Act, 
2010 (14 of 2010 ) read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944), the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby rescinds the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance ( Department of Revenue), No . 1/ 2015 - Clean Energy Cess, dated the 1st March, 2015 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , vide number G . S .R . 164 ( E ), dated the 1st March , 2015 , except as 
respects things done or omitted to be done before such rescission . 

[ E. No.334/8/ 2016 -TRU ] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 2 / 2016-स्वच्छ ऊर्जा उपकर 
सा . का . नि . 254( अ ). केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित 
वित्त अधिनियम, 2010 ( 2010 का 14) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित 
में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 05/ 2010 -स्वच्छ ऊर्जा उपकर , तारीख 
22 जून , 2010 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . 547( अ) तारीख 22 जून, 2010 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


उक्त अधिसूचना में , "मेघालय राज्य ” शब्दों के पश्चात् , “ और नागालैंड राज्य ” शब्द अंत :स्थापित किए जाएंगे । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 

____ मोहित तिवारी , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 05 / 2010 -स्वच्छ ऊर्जा उपकर, तारीख 22 जून, 2010 भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, 
उपखंड (i) में सा . का . नि . 547( अ) तारीख 22 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 2 /2016 - Clean Energy Cess 
G .S .R . 254 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 83 of the Finance Act, 2010 ( 14 of 2010 ), 
read with sub - section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following amendment in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.05 / 2010 -Clean Energy Cess, dated 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


151 


the 22nd June, 2010 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number 
G . S.R . 547 (E ), dated the 22nd June, 2010 , namely : - 
In the said notification , after the words “ State ofMeghalaya ” , the words “ and the State of Nagaland” shall be inserted . 


[ F. No . 334 / 8/ 2016 - TRU] 


MOHIT TEWARI, Under Secy 


Note : The principal notification No.05 /2010 -Clean Energy Cess, dated the 22nd June, 2010 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number G .S . R . 547 ( E ), dated the 
22nd June, 2010 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 

सं . 1/ 2016 - अवसंरचना उपकर 
सा . का .नि . 255( अ ). - केद्रीय सरकार , वित्त विधेयक , 2016 के खंड 159 के उपखंड ( 3), जिस खंड में , करों का अनंतिम 
संग्रहण अधिनियम , 1931 ( 1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल है , के साथ पठित 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है , नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 3) में विनिर्दिष्ट वर्णन वाले उत्पाद- शुल्क्य 

को केन्द्रीय उत्पाद - शल्क टैरिफ अधिनियम 1985 ( 1986 का 5) की पहली अनसची के शीर्ष के अन्तर्गत आते हैं . जो उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं , उक्त वित्त विधेयक के खंड 159 के उपखंड ( 1 ) के अधीन उन पर उदग्रहणीय 
उतने अवसंरचना उपकर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ ( 4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम 
से अधिक है और जो पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ ( 5 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना से संलग्न सुसंगत शर्तों, यदि कोई 
हों , के अधीन हैं : 


सारणी 


क्रम 


शीर्ष 


उत्पाद - शुल्क्य मालों का वर्णन 


शर्त सं . 


| (1) | 

1. 8703 


(2) 


( 3) 

( 4 ) 
ऐसे मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले कारखाने से किसी | शून्य 
रोगी वाहन के रूप में निकासी किए गए मोटर यान , जिनमें 
किसी रोगी वाहन के लिए आवश्यक सभी फिटमेंट , फर्नीचर और 
सहायिकियां सम्यक् रूप से फिट की गई हैं 


2 . 


8703 


ऐसे मोटर यान ( सात व्यक्तियों तक के परिवहन के लिए शून्य 
तिपहिया मोटर यानों से भिन्न ), जो निकासी के पश्चात् केवल 
रोगी वाहन के रूप में उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं । 


3. | 8703 


ऐसे मोटर यान (तिपहिया मोटर यानों से भिन्न ), जो निकासी के | शून्य 
पश्चात् केवल टैक्सी के रूप में उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किए 
गए हैं । 


4. 


8703 


वैद्युत प्रचालित यान , जिनके अन्तर्गत तिपहिया वैद्युत मोटर यान | शून्य 
भी हैं । 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए , " वैद्युत प्रचालित 
यानों " से ऐसे यान अभिप्रेत हैं , जो केवल किसी बाह्य स्रोत से 
उदभूत होने वाली या ऐसे सड़क यानों में फिट की गई एक या 
अधिक वैद्युत बैट्रियों से उदभूत होने वाली वैद्युत ऊर्जा से चालित 
होते हैं और इनके अन्तर्गत वैद्युत मोटर से सहायता प्राप्त ऐसी 
साइकिल रिक्शा भी हैं , जो पुनःचार्ज की जा सकने वाली सौर 
बैट्रियों द्वारा चालित होते हैं , जो "सोलेकशा" के नाम से भी 
ज्ञात हैं । 


152 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


8703 


शुन्य 


हाइब्रिड मोटर यान 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए हाइब्रिड मोटर 
यान से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो बैटरी पावरयुक्त विद्युत 
मोटर और आंतरिक दहन ईंजन के संयोजन का उपयोग गाड़ी 
चलाने के यान की शक्ति के रूप में करता है किन्तु केवल स्थिर 
दशा में बैटरी पावरयुक्त विद्युत मोटर उपयोग करने में आरंभ 
और रोक तकनीक के साथ ऐसा माइक्रो हाइब्रिड मोटर यान 
सम्मिलित नहीं हैं । 


6 


8703 


शून्य 


7 . | 8703 


तिपहिया यान 
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार 
फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित हाइड्रोजन यान 


शून्य 


8703 


शून्य 


9 . | 8703 


स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, हाइड्रोजन यान 
से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो गाड़ी चलाने के लिए विद्युत 
मोटर को ऊर्जा यान में फ्यूल में आक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की 
प्रक्रिया कर तकनीकी ऊर्जा को हाइड्रोजन के रासायनिक ऊर्जा में 
परिवर्तित करता है । 
4000 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई के मोटर यान , अर्थात् | 1 % 
पेट्रोल , द्रवित पेट्रोलियम गैस ( द्र. पे. गै.) या संपीड़ित प्राकृतिक 
गैस ( सं . प्रा . गै.) चालित यान , जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी 
से कम है 
स्पष्टीकरण — इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए मोटर यान के 
विनिर्देश मोटर यान अधिनियम , 1988 (1988 का 59) और 
तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे । 
4000 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई के मोटर यान , अर्थात् 2. 5 % 
डीजल चालित यान , जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से कम है 
स्पष्टीकरण — इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए मोटर यान के 
विनिर्देश मोटर यान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) और 
तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे । 


10 . | 8703 


उपाबंध 


शर्त सं . 


शर्त 


( क ) विनिर्माता , यान की निकासी के समय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की किसी अधिसूचना में 
अन्तर्विष्ट छूट के साथ पठित वित्त विधेयक , 2016 की ग्यारहवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर अवसंरचना उपकर 
का संदाय करेगा ; 


( ख ) विनिर्माता इस छूट के अधीन विनिर्दिष्ट उपकर से अधिक संदत्त की गई अवसंरचना उपकर की रकम के बराबर रकम 
का प्रत्यय , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी अनुपूरक अनुदेशों के उत्पाद शुल्क निर्देशिका के भाग 5 
के निबंधनानुसार रखे गए चालू खाते में प्राप्त करेगा और उसके पश्चात् उक्त मोटर यान पर शुल्क के संदाय की तारीख से 
छह मास के अवसान से पूर्व अवसंरचना उपकर की उक्त रकम के प्रतिदाय के लिए अपना दावा अधिकारिता रखने वाले, 
यथास्थिति , उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को , निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 
फाइल करेगा , अर्थात् : -- 
( 1) इस बात की संसूचना कि दावा की गई अवसंरचना उपकर के प्रतिदाय की रकम जो विनिर्माता द्वारा उसके चालू 
खाते में जमा की गई है और साथ ही इस प्रकार लिए गए प्रत्यय की रकम का भी कथन करेगा ; 


( 2 ) इस आशय के लिए संबद्ध राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणपत्र के उक्त मोटर यान , 
यथास्थिति , रोगी वाहन या टैक्सी के रूप में एकमात्र उपयोग के लिए उक्त मोटर यान के विनिर्माता के कारखाने से 
निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो तीन मास से अधिक की न होगी , जिसे 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


153 


यथास्थिति , उक्त उपायुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अनुज्ञात करे , रजिस्ट्रीकृत 
करा लिया गया है ; 


( 3) ऊपर पैरा ( क ) में जैसा वर्णित है, उत्पाद - शुल्क के संदाय के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज की प्रति ; 


( 4) जहां विनिर्माता ने क्रेता से इस छूट के अधीन संदेय शुल्क से अधिक रकम उत्पाद- शुल्क के रूप में वसूल कर ली है तो 
इस आशय का प्रमाणपत्र की उक्त रकम सम्यक् रूप से क्रेता को वापस कर दी गई है ; या 
( 5) यहां विनिर्माता ने क्रेता से इस छूट के अधीन संदेय शुल्क से अधिक रकम उत्पाद- शुल्क के रूप में वसूल नहीं की है 
वहां विनिर्माता द्वारा इस आशय की घोषणा ; 
( ग ) प्रतिदाय के लिए उक्त दावे की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, यथास्थिति , उपायुक्त , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क या सहायक 
आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , ऐसे सत्यापन के पश्चात् , जो आवश्यक हो , विनिर्माता को प्रतिदेय रकम का अवधारण 
करेगा और उसकी सूचना विनिर्माता को देगा । यदि विनिर्माता द्वारा किया गया प्रत्यय इस प्रकार अवधारित रकम से 
अधिक है तो विनिर्माता , उक्त सूचना की तामील से पाँच दिन के भीतर, उसके द्वारा रखे गए उक्त चालू खाते से उक्त 
अधिक रकम के प्रत्यय को वापस करेगा । यदि लिया गया प्रत्यय अवधारित प्रतिदाय की रकम से कम है तो विनिर्माता 
अतिशेष रकम का प्रत्यय लेने का पात्र होगा ; और 
( घ ) अनियमित रूप से लिए गए प्रत्यय या इस प्रकार अवधारित प्रत्यय की रकम से अधिक दिए गए प्रत्यय जो 
विनिर्माता द्वारा ऊपर पैरा ( ग ) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया गया है , ऐसे वसूल किया जाएगा 
मानो वह भूल से किए गए प्रतिदाय उत्पाद- शुल्क माल की निकासी पर उत्पाद- शुल्क के संदाय के लिए किया जाता है तो 
उक्त माल ऐसे अनियमित या अधिक प्रत्यय के उपयोग की सीमा तक शुल्क के संदाय के बिना निकासी किया गया माना 
जाएगा ; 
यदि,-- 
(i) कोई ऐसा अधिकारी, जो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो , 

यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने 
योग्य है ; या 


( ii ) कार का क्रेता यह शपथपत्र देता है कि वह उसके क्रय के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक कार का व्ययन नहीं 

करेगा । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू ] 


मोहित तिवारी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 1/ 2016 - Infrastructure Cess 
G . S . R . 255 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 (1 of 1944 ) read with sub -clause ( 3) of clause 159 of the Finance Bill , 2016 , which clause has, by virtue of 
the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 ( 16 of 1931) , the 
force of law , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
excisable goods of the description specified in column ( 3) of the table below and falling under heading of the First 
Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 5 of 1986 ) specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the 
said table from so much of the Infrastructure Cess leviable thereon under sub - clause ( 1) of clause 159 of the said 
Finance Bill , as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4 ) of 
the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification , if any, specified in the corresponding 
entry in column (5 ) of the table aforesaid : 

TABLE 
SI. Heading Description of excisable goods 

Rate 

Condition No. 
No. 
। ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

__ ( 4) 

(5 ) 
1 8703 Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted 

Nil 
with all the fitments, furniture and accessories 
necessary for an ambulance from the factory 
manufacturing such motor vehicles 


154 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


2 


8703 


Nil 


Motor vehicles (other than three wheeled motor 
vehicles for transport of upto seven persons), 
which after clearance has been registered for use 
solely as ambulance 


8703 


Motor vehicles ( other than three wheeled motor 
vehicles ), which after clearance has been 
registered for use solely as taxi 


4 


| 8703 


Electrically operated vehicles , including three 
wheeled electric motor vehicles 


Explanation .- For the purpose of this entry , 
“ electrically operated vehicles” mean vehicles 
which are run solely on electrical energy derived 
from an external source or from one or more 
electrical batteries fitted to such road vehicles and 
shall include electric motor -assisted cycle 
rickshaws driven by rechargeable solar batteries, 
also known as “ soleckshaw ” 


5 


| 8703 


Hybrid motor vehicles 


Nil 


Explanation .- For the purpose of this entry , 
“hybrid motor vehicle” means a motor vehicle , 
which uses a combination of battery powered 
electric motor and an internal combustion engine 
to power the vehicle to drive trains, but does not 
include such micro -hybrid motor vehicle with 
start and stop technology , using battery powered 
electric motor only while in static condition 


8703 


Three wheeled vehicles 


Nil 


8703 


Cars for physically handicapped persons 


Nil 


8703 


Hydrogen vehicles based on fuel cell technology 


Nil 


Explanation .- For the purpose of this entry , 
“ Hydrogen vehicle ” means a motor vehicle that 
converts the chemical energy of hydrogen to 
mechanical energy by reacting hydrogen with 
oxygen in a fuel cell to run electric motor to 
power the vehicle drive trains 


9 


8703 


1 % 


Motor vehicles of length not exceeding 4000 mm , 
namely petrol, liquefied petroleum gases (LPG ) or 
compressed natural gas (CNG ) driven vehicles of 
engine capacity not exceeding 1200 cc 


Explanation . For the purpose of this entry , the 
specification of the motor vehicle shall be 
determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 
(59 of 1988 ) and the rules made there under 


10 


8703 


2 . 5 % 


Motor vehicles of length not exceeding 4000 mm , 
namely diesel driven vehicles of engine capacity 
not exceeding 1500 cc 


Explanation .- For the purpose of this entry , the 
specification of the motor vehicle shall be 
determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 
(59 of 1988 ) and the rules made there under 


[ 911 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


155 


ANNEXURE 


Conditions 


Condition 

No. 


(a ) The manufacturer pays the Infrastructure Cess at the rate specified under the Eleventh Schedule 

of the Finance Bill, 2016 read with exemption contained in any notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), at the time of clearance of the 

vehicle ; 
(b ) the manufacturer takes credit of the amount equal to the amount of Infrastructure Cess paid in 

excess of that specified under this exemption , in the Account Current, maintained in terms of 
Part V of the Excise Manual of Supplementary Instructions issued by the Central Board of 
Excise and Customs and thereafter files a claim for refund of the said amount of Infrastructure 
Cess before the expiry of six months from the date of payment of duty on the said motor vehicle , 
with the Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise , 
as the case may be , having jurisdiction , along with the following documents, namely : 
(1) an intimation that the amount of refund of Infrastructure Cess claimed has been credited by 

the manufacturer in his Account Current, also stating the amount of credit so taken ; 
(2 ) a certificate from an officer authorised by the concerned State Transport Authority , to the 

effect that the said motor vehicle has been registered for sole use as ambulance or taxi, as 
the case may be , within three months or such extended period not exceeding a further 
period of three months as the said Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant 
Commissioner of Central Excise , as the case may be,may allow , from the date of clearance 
of the said motor vehicle from the factory of the manufacturer; 


(3 ) a copy of the document evidencing the payment of Infrastructure Cess, as payable in 

paragraph (a ) above ; 
(4 ) where the manufacturer has collected an amount, as representing the Infrastructure Cess , in 

excess of the Infrastructure Cess payable under this exemption from the buyer, an evidence 

to the effect that the said amount has been duly returned to the buyer; and 
(5 ) where the manufacturer has not collected an amount, as representing the Infrastructure Cess, 

in excess of the Infrastructure Cess payable under this exemption from the buyer , a 

declaration by the manufacturer to that effect; 
( c ) the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as 

the case may be , within seven days of the receipt of the said claim for refund , after such 
verification as may be necessary , shall determine the amount refundable to the manufacturer and 
shall intimate the same to the manufacturer. In case the credit taken by the manufacturer is in 
excess of the amount so determined, the manufacturer shall, within five days from the receipt of 
the said intimation , reverse the said excess credit from the said Account Current maintained by 
him . In case the credit availed is lesser than the amount of refund determined , the manufacturer 
shall be eligible to take credit of the balance amount; and 
the recovery of the credit availed irregularly or availed in excess of the amount of credit so 
determined , and not reversed by the manufacturer within the period specified under paragraph 
( c), shall be recovered as if it is a recovery of duty of excise erroneously refunded . In case , such 
irregular or excess credit is utilised for payment of duty of excise on clearance of excisable 
goods, the said goods shall be considered to have been cleared without payment of duty to the 
extent of utilisation of such irregular or excess credit . 


( d ) 


If, 


(i) an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department 

of Heavy Industries certifies that the said goods are capable of being used by the physically 

handicapped persons ; and 
(ii) the buyer of the car gives an affidavit that he shall not dispose of the car for a period of five years 

after its purchase . 


[ F. No. 334 / 8/ 2016 - TRU] 


MOHIT TEWARI, Under Secy . 


156 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 8/ 2016 - सेवा कर 
सा . का .नि . 256 ( अ). -केंद्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 93 की उप -धारा (1) के अधीन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप 
खंड (i) में , सा . का . नि . सं0 468( अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना सं0 26/ 2012 - सेवा कर , तारीख 20 जून , 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


1 . उक्त अधिसूचना में ,-- 


( क ) पहले पैरा की सारणी में ,-- 


(i) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


( 2 ) 


( 4 ) 


रेल द्वारा मालों का परिवहन (नीचे क्रम सं . 2क पर 
विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न ) 


30 


कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और 
पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 
के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया 
गया है ।"; 


( ii) क्रम सं . 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् :-- 


( 1 ) 


( 2 ) 


" 2क | रेल द्वारा आधानों में मालों का परिवहन 


40 


कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और 
पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 
के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया 
गया है ।”; 


( iii ) क्रम सं0 3 के सामने स्तंभ ( 4 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


" कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 के उपबंधों के 
अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । " । 


(iv) क्रम सं0 7 के सामने स्तंभ ( 2 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


" प्रयक्त 


तालों - 


गों से भिन्न मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण की सेवाएं । " 


( v ) क्रम सं . 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को अंतःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् :-- 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


157 


___ ( 2 ) 


| ( 3) 


(4 ) 


" 7क 


प्रयुक्त घरेलू मालों के परिवहन के संबंध में माल 
परिवहन अभिकरण की सेवाएं 

| 40 


कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश , पूंजी 
मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय 
नियम , 2004 के उपबंधों के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा 
मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । 


8 


किसी चिटफंड के फोरमैन द्वारा चिट के संबंध में 
उपलब्ध कराई गई सेवाएं 


70 


कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी 
मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय 
नियम , 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर 
प्रत्यय नहीं लिया गया है । "; 


( vi) क्रम सं . 9क के सामने , स्तंभ ( 2 ) में , मद ( ख ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, मद और प्रविष्टि 1 जून , 2016 से अंतःस्थापित 
की जाएगी, अर्थात् :-- 


"(ग) कोई स्टेज कैरिज ": 


( vii ) क्रम सं0 10 के सामने स्तंभ ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


" कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 के उपबंधों के 
अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।" 


( viii ) क्रम सं0 11 और उससे संबंधित प्रष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : -- 


|(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


“ 11 


निम्नलिखित के संबंध में किसी पर्यटन प्रचालक द्वारा 
प्रदान की गई सेवाएं ,-- 


(i) कोई पर्यटन , किसी व्यक्ति के लिए केवल वास 
सुविधा की व्यवस्था या बुकिंग करने के प्रयोजन के | 10 
लिए । 


(i) किसी पर्यटन प्रचालन की निवेश सेवाओं से भिन्न 
कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी 
मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय 
| नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर 
प्रत्यय नहीं लिया गया है । 


( ii ) जारी किया गया बीजक , बिल या चालान यह 
उपदर्शित करता है कि वह ऐसी वास सुविधा के लिए 
प्रभारों के मद्दे है । 


(iii) यह छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जहां 
किसी पर्यटन प्रचालक द्वारा किसी पर्यटन के संबंध में 
जारी बीजक या बिल या चालान में केवल किसी व्यक्ति 
हेतु वास सुविधा की व्यवस्था या बुकिंग करने के लिए 
सेवा प्रभार सम्मिलित हैं किन्तु ऐसी वास सुविधा की 
लागत सम्मिलित नहीं हैं । 


( ii ) उपर्युक्त (i) से भिन्न कोई अन्य पर्यटन 


| 30 


(i) किसी पर्यटन प्रचालन की निवेश सेवाओं से भिन्न , 
कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश , पूंजी 
मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय 
नियम , 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर 
प्रत्यय नहीं लिया गया है । 


158 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( ii ) इस प्रयोजन के लिए जारी किया गया बिल यह 
उपदर्शित करता है कि उसमें ऐसे पर्यटन के लिए प्रभार 
सम्मिलित है और बिल में प्रभारित रकम, ऐसे पर्यटन 
के लिए प्रभारित कुल रकम है ।"; 


(ix ) क्रम सं0 12 और उससे संबंधित प्रष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


( 1 ) 


( 2 ) 


112 


ऐसे काम्पलैक्स , भवन , सिविल सरंचना या उसके किसी 
भाग का संनिर्माण, जो पूर्णतः या अंशतः किसी क्रेता को 
विक्रय के लिए आशियत है, सिवाय वहां के , जहां संपूर्ण 
प्रतिफल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र 
जारी करने के पश्चात् प्राप्त किया गया है । 


30 


(i) कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेशों पर 
मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 के उपबंधों के 
अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । 


( ii ) सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रभारित रकम में 
भूमि के मूल्य को सम्मिलित किया गया है । "; 


( ख) स्पष्टीकरण में , पैरा ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 


" खक. क्रम सं0 9 पर छूट के प्रयोजनों के लिए, प्रभारित रकम, सेवा , जिसके अन्तर्गत सभी मालों ( ईंधन सहित ) का उचित 
बाजार मूल्य भी है, के लिए प्रभारित रकम और प्राप्तिकर्ता (प्राप्तिकर्ताओं) द्वारा सेवा में या सेवा के संबंध में , प्रदान की गई सेवाओं , 
चाहे उन्हें उसी संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन प्रदान किया गया हो , का कुल योग होगा : 


परन्तु मालों और इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के उचित बाजार मूल्य का अवधारण साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों 
के अनुसार किया जा सकेगा । "। 


( ग ) पैरा 2 में , खंड ख का लोप किया जाएगा । 


2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 26 / 2012- सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) 
में अधिसूचना सा . का. नि . 468 ( अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 13/ 2015- सेवा कर, तारीख 
19 मई, 2015 द्वारा जो सा . का . नि . 397( अ ), तारीख 19 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 8 /2016 – Service Tax 
G .S.R . 256 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 93 of the Finance Act , 
1994 (32 of 1994 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) No. 26/ 2012- Service Tax , dated the 20thJune, 2012 , published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G .S . R . 468 ( E ), dated the 20thJune, 2012 , namely : 


1. In the said notification , 


[ ATT II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


159 


(a ) in the first paragraph , in the TABLE , - 


(i) 


for Sl. No. 2 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 


( 1 ) 


(3 ) 


2 


Tronon 


30 


( 2 ) 
Transport of goods by rail 
(other than service specified 
at Sl. No. 2A below ) 


CENVAT credit on inputs 
and capital goods, used for 
providing the taxable 
service, has not been taken 
under the provisions of the 
CENVAT Credit Rules, 
2004 .” ; 


after Sl. No. 2 and the entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto 
shall be inserted , namely : 


( 1 ) 


L 


( 4 ) 


( 3 ) 
40 


( 2 ) 
Transport of goods in 
containers by rail by any 
person other than Indian 
Railways 


CENVAT credit on inputs 
and capital goods, used for 
providing the taxable 
service, has not been taken 
under the provisions of the 
CENVAT Credit Rules, 
2004." ; 


( iii) 


against Sl.No. 3 , in column (4 ), for the entry, the following shall be substituted , namely : 


“ CENVAT credit on inputs and capital goods, used for providing the taxable service, has not been 
taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004 ." ; 


(iv ) 


against Sl. No. 7 , in column (2 ), for the entry , the following shall be substituted , namely : 


“ Services of goods transport agency in relation to transportation of goods other than used household 
goods." ; 


( v ) 


after Sl. No . 7 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating 
thereto shall be inserted , namely : 


( 1 ) 


667 A 


( 2 ) 

| ( 3 ) 
Services of goods transport 40 
agency in relation to 
transportation of used 
household goods. 


( 4 ) 
CENVAT credit on inputs , 
capital goods and input 
services, used for 
providing the taxable 
service , has not been taken 
by the service provider 
under the provisions of the 
CENVAT Credit Rules , 
2004 . 
CENVAT credit on inputs, 


Services 


provided 


by 


a 


70 


160 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


in 


foreman of chit fund 
relation to chit 


capital goods and input 
services, used for 
providing the taxable 
service has not been taken 
under the provisions of the 
CENVAT Credit Rules, 
2004 ." ; 


(vi) 


against Sl. No. 9A , in column (2 ), after item (b ) and the entry relating thereto, the following item and 
entry relating thereto shall be inserted with effect from 1st June, 2016 , namely : 


" (c ) 


a stage carriage ” ; 


(vii) 


against Sl. No. 10 , in column ( 4 ), for the entry, the following shall be substituted , namely : 


“ CENVAT credit on inputs and capital goods, used for providing the taxable service, has not been 
taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004 .” . 


(viii) 


for Sl. No. 11 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 


(1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


“ 11 


L 

(2 ) 
Services by a tour operator in 
relation to , 


10 


(i) a tour, only for the 

purpose of arranging or 
booking accommodation 
for any person 


(i) CENVAT credit on 
inputs , capital goods and 
input services other than 
input services of a tour 
operator, used for 
providing the taxable 
service, has not been taken 
under the provisions of the 
CENVAT Credit Rules , 
2004 . 


(ii ) The invoice , bill or 
challan issued indicates 
that it is towards the 
charges for such 
accommodation. 


( iii ) This exemption shall 
not apply in such cases 
where the invoice , bill or 
challan issued by the tour 
operator, in relation to a 
tour, includes only the 
service charges for 
arranging or booking 
accommodation for any 
person but does not 
include the cost of such 
accommodation . 
(i) CENVAT credit on 
inputs , capital goods and 


( ii) tours other than (i) above 


30 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


161 


input services other than 
input services of a tour 
operator, used for 
providing the taxable 
service, has not been taken 
under the provisions of the 
CENVAT Credit Rules, 
2004 . 


( ii) The bill issued for this 
purpose indicates that it is 
inclusive of charges for 
such a tour and the amount 
charged in the bill is the 
gross amount charged for 
such a tour.” ; 


( ix) 


for Sl. No . 12 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely: 


( 1 ) 


( 3 ) 
30 


“ 12 


- (2 ) 
Construction of a complex , 
building , civil structure or a 
part thereof, intended for a 
sale to a buyer, wholly or 
partly except where entire 
consideration is received 
after issuance of completion 
certificate by the competent 
authority 


( 4 ) 
(i) CENVAT credit on 
inputs used for providing 
the taxable service has not 
been taken under the 
provisions of the 
CENVAT Credit Rules, 
2004 . 


( ii) The value of land is 
included in the amount 
charged from the service 
receiver." ; 


(b ) in the Explanation , after paragraph B , the following paragraph shall be inserted , namely: 


“ BA . 


For the purposes of exemption at Serial number 9 , the amount charged shall be the sum total 
of the amount charged for the service including the fair market value of all goods (including 
fuel ) and services supplied by the recipient(s ) in or in relation to the service , whether or not 
supplied under the same contract or any other contract: 


Provided that the fair market value of goods and services so supplied may be 
determined in accordance with the generally accepted accounting principles.”. 


(c ) in the paragraph 2 , the clause -b ’ shall be omitted . 


Save as otherwise provided , this notification shall come into force on the 1stApril, 2016 . 


[ F . No .334 /8 /2016 - TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy . 


162 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


Note : The principal notification No. 26 / 2012 - Service Tax , dated 20th June, 2012 , was published in the Gazette of 
India, Extraordinary , Part II , Section 3, sub - Section (i) vide number G . S .R . 468 (E ), dated the 20th June , 2012 and was 
last amended by notification No. 13 / 2015 - Service Tax , dated the 19th May , 2015 , vide G . S .R . 397 (E ), dated the 19th 
May, 2015 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 9/ 2016 - सेवा कर 


सा . का .नि . 257( अ ). - केंद्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की अधिसूचना सं. 25 / 2012- सेवा कर, तारीख 20 जून , 2012, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप -खंड (i) में , 
सा . का .नि . सं . 467( अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-- 


1. उक्त अधिसूचना में ,-- 


( क ) पहले पैरा में ,-- 


(i) प्रविष्टि 6 में , खंड ( ख ) और खंड (ग ) के स्थान पर , निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-- 


“( ख ) अधिवक्ताओं की कोई भागीदारी फर्म या वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न किसी अधिवक्ता के रूप में कोई व्यष्टि, निम्नलिखित 
को विधिक सेवाएं प्रदान करके 


(i) विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला कोई अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी फर्म ; 


( ii ) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न कोई व्यक्ति ; या 


(iii) किसी कारबार अस्तित्व, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त दस लाख रूपए तक था ; या 


( ग ) कोई वरिष्ठ अधिवक्ता सामान्य रूप से किसी उद्योग, वाणिज्य या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से संबंधित कोई 
क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करके ;"; 


( ii ) प्रविष्टि 9क के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि 1 मार्च, 2006 से अंत: स्थापित की जाएगी , अर्थात् 


" 9ख केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को , कार्यपालक विकास 
कार्यक्रम के सिवाय निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं,-- 

( क ) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में द्विवर्षीय पूर्णकालिक आवासीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए 
प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी ) के आधार पर किए जाते हैं ; 


( ख ) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; 
( ग ) प्रबंध में पंचवर्षीय समेकित कार्यक्रम । "; 


( iii ) इस प्रकार अंत : स्थापित प्रविष्टि 9ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


"9ग . कौशल विकास पहल ( कौ .वि .प.) स्कीम के अधीन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण 
महानिदेशालय द्वारा मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय रूप से पैनलकृत निर्धारण निकायों की सेवाएं ; 

घ. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रस्थापित करके 
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं ( परियोजना 

कार्यान्वयन अभिकरणों ) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।"; 
( iv ) प्रविष्टि सं . 12 के पश्चात्, 1 मार्च, 2016 से निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


163 


___ " 12क . ऐसी किसी संविदा के अधीन , जो 01.03. 2015 से पूर्व की गई है और जिस पर उपयुक्त स्टांप शुल्क , जहां कहीं लागू 
हो , का संदाय उक्त तारीख से पूर्व किया गया था , निम्नलिखित का संनिर्माण, परिनिर्माण, उसे आरंभ करने, संस्थापन , पूरा करने , 
फिटिंग करने , मरम्मत , अनुरक्षण करने , उनका नवीकरण या उनमें परिवर्तन करके सरकार , स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी 
प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाएं 

( क ) वाणिज्यिक, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी उपयोग के लिए प्रधानतः कोई सिविल संरचना या 
कोई अन्य मूल संकर्म के लिए है ; 


( ख) ऐसी कोई संरचना, जो प्रधानतः (i) किसी शैक्षणिक ,(ii) किसी नैदानिक, या (iii) किसी कला या सांस्कृतिक स्थापन के 
रूप में उपयोग के लिए है ; 


(ग ) ऐसा कोई आवसीय परिसर , जो प्रधानतः स्वःउपयोग या उनके कर्मचारियों के उपयोग या उक्त अधिनियम की धारा 
65ख के खंड ( 44 ) के स्पष्टीकरण 1 में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए है : 


परन्तु इस प्रविष्टि में अन्तर्विष्ट कोई बात 01.04. 2020 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी । " 


( v) प्रविष्टि 13 में मद ( ख ) के पश्चात् 1 मार्च, 2016 से निम्नलिखित मदें अंत : स्थापित की जाएंगी , अर्थात् -- 


"( खक) केवल विद्यमान गंदी बस्ती निवासियों के लिए ही प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से सभी के लिए आवास ( शहरी ) 
मिशन /प्रधान मंत्री आवास योजना के अधीन संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर विद्यमान गंदी बस्ती निवासियों के स्वःस्थाने 
पुर्नवास विषयक सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य ; 

(खख ) सभी के लिए आवास ( शहरी) मिशन/ प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवास के अधीन व्यष्टि गृह संनिर्माण / वृद्धि 
आधारित फायदाग्राही विषयक कोई सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य; "; 


( vi) प्रविष्टि 14 में , 


अ . मद ( क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -- 

"( क) मोनोरेल और मैट्रो को छोड़कर, रेल ; 


स्पष्टीकरण --मोनो रेल या मैट्रो से संबंधित मूल कार्यों के संनिर्माण, परिनिर्माण , प्रवर्तन में लाने या संस्थापन के माध्यम से 
ऐसी सेवा, जहां संविदाएं 1 मार्च, 2016 के पूर्व हुई हैं जिन पर समुचित स्टांप ड्यूटी शुल्क संदत्त किया गया है, पर छूट जारी 
रहेगी । "। 


आ . मद ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत :स्थापित की जाएगी , अर्थात् 


"( गक) (i) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन / प्रधानमंत्री आवास योजना के संघटक "सहभागिता में वहनयोग्य आवास "; 

( ii) किसी राज्य सरकार की कोई आवास स्कीम, के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी आवास परियोजना में 
प्रतिमकान 60 वर्ग मीटर के सतह क्षेत्र तक के कम लागत के मकान । " । 


( vii ) प्रविष्टि सं . 14 के पश्चात् , 1 मार्च, 2016 से निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् :-- 


" 14क . ऐसी किसी संविदा के अधीन , जो 01 .03. 2015 से पूर्व की गई है और जिस पर उपयुक्त स्टांप शुल्क , जहां कहीं लागू 
हो , का संदाय उक्त तारीख से पूर्व किया गया था , किसी वायुपत्तन या पत्तन से संबंधित किन्हीं मूल संकर्मों का संनिर्माण , 
परिनिर्माण , उसे आरंभ , संस्थापन करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं : 


परन्तु यथास्थिति , सिविल विमानन मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय यह प्रमाणित करता है कि ऐसी संविदा 1 मार्च, 
2015 से पूर्व की गई थी : 


परन्तु यह और कि इस प्रविष्टि में अन्तर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल , 2020 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी । " 


( viii ) प्रविष्टि 16 में , " एक लाख रुपए " शब्दों के स्थान पर , " एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ; 


(ix ) प्रविष्टि 23 में ,-- 


164 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


( अ) खंड ( ख) के पश्चात् 1 जून , 2016 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


"( खख ) वातानुकूलित स्टेज कैरिज से भिन्न स्टेज कैरिज ; " 


( आ ) खंड ( ग ) का लोप किया जाएगा ; 


( x) प्रविष्टि 26 में खंड ( त ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :- - 


"( थ ) राष्ट्रीय स्वपरायणता , प्रमस्तिष्क घात , मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम , 
1999 (1999 का 44) के अधीन गठित न्यास द्वारा कार्यान्वित निरमया स्वास्थ्य बीमा स्कीम ।"; 


( xi ) प्रविष्टि 26ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् :-- 


" 26ग. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 ( 2013 का 23) के अधीन भारतीय पेंशन निधि 
विनियामक और विकास प्राधिकरण ( भा . पे . नि . वि . वि . प्रा .) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन वार्षिकी के माध्यम से 
उपलब्ध कराई गई जीवन बीमा कारबार की सेवाएं ; "; 


( xii ) प्रविष्टि 48 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- 


" 49 . कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( क. भ . नि . सं .) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के अधीन शासित व्यक्तियों को दी गई सेवाएं ; 


50. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( भा . बी . वि .वि . प्रा .) द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
अधिनियम , 1999 ( 1999 का 41 ) के अधीन बीमाकर्ताओं को दी गई सेवाएं ; 


51. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम ,1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड ( भा . प्र. वि . बो .) द्वारा, प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के हितों की संरक्षा करके और प्रतिभूति बाजारों का 
संवर्धन और विकास तथा उनका विनियमन करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ; 


52. कृषि , सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शीतागार श्रृंखला विकास केन्द्र द्वारा शीतागार श्रृंखला 
संबंधी जानकारी का प्रसार करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।"; 


( Xiii ) इस प्रकार अंतःस्थापित प्रविष्टि 52 के पश्चात् , एक जून , 2016 से , निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- - 


( M 


" 53 . किसी वायुयान द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केन्द्र तक मालों का परिवहन 
करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं । "; 


( ख ) पैरा 2 में ,-- 


( i) खंड ( ख ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड उस तारीख से अंत: स्थापित किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक , 2016 को भारत के 
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अर्थात् :- - 

(खक) " अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम " से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-- 


(i) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सहबद्ध सहबद्ध किसी 
औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र या शिक्षु अधिनियम , 1961 (1961 का 52 ) के अधीन अधिसूचित अभिहित शिल्प में शिक्षा 
देने वाले राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा चलाया जा रहा पाठ्यक्रम ; या 


(ii ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, 
प्रशिक्षण महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा मॉड्यूलर नियोजित होने योग्य कौशल 
पाठ्यक्रम; ; 


( ii ) खंड ( णक ) के स्थान पर , निम्नलिखित उस तारीख से रखा जाएगा जिसको वित्त विधेयक , 2016 को भारत के राष्ट्रपति की 
अनुमति प्राप्त होती है, अर्थात्:-- 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


165 


( णक) " शैक्षणिक संस्था " से निम्नलिखित द्वारा सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था अभिप्रेत है:- - 


(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा या समतुल्य ; 


(ii ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम के भाग के रूप 
में शिक्षा ; 


(iii) अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा;"। 


(iii) खंड ( यघ) के पश्चात् , निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 

(यघघ ) " वरिष्ठ अधिवक्ता " का वही अर्थहोगा, जो अधिवक्ता अधिनियम , 1961 (1961 का 25) की धारा 16 में उसका है ; 
2. इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2016 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं0 25 / 2012- सेवा कर , तारीख 20 जून , 2012 द्वारा सा . का . नि . 467 ( अ ) 
तारीख 20 जून , 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 7/ 2016- सेवा कर, तारीख 18 फरवरी , 2016, सा . का . नि . 
184( अ) तारीख 18 फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 1st March, 2016 

No. 9 /2016 – Service Tax 


G . S . R . 257 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 93 of the Finance Act, 
1994 (32 of 1994 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 25 /2012 - Service Tax , dated the 20th June , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S . R . 467 (E ), dated the 20th June , 2012 , namely : 


1 . In the said notification , 


( a ) in the first paragraph , 


(i) in entry 6 , for clause (b ) and clause (c ), the following clauses shall be substituted , namely , 


" (b ) a partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than a senior advocate , by 

way of legal services to 


(i) 


an advocate or partnership firm of advocates providing legal services ; 


( ii ) 


any person other than a business entity ; or 


( iii ) a business entity with a turnover up to rupees ten lakh in the preceding financial year; or 


(c) a senior advocate by way of legal services to a person other than a person ordinarily carrying out 

any activity relating to industry , commerce or any other business or profession ;” ; 


(ii) after entry 9A , the following entry shall be inserted with effect from 1st March , 2016 , namely , 

“ 9B . Services provided by the Indian Institutes of Management, as per the 
guidelines of the Central Government, to their students, by way of the following 
educational programmes, except Executive Development Programme, - 


166 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


two year full time residential Post Graduate Programmes in Management for the 
Post Graduate Diploma in Management, to which admissions are made on the basis 
of Common Admission Test (CAT), conducted by Indian Institute of Management; 
fellow programme in Management; 
five year integrated programme in Management.” ; 


(c ) 


( iii) after entry 9B as so inserted , the following entries shall be inserted , namely : 


“ 9C . services of assessing bodies empanelled centrally by Directorate General of Training , Ministry of 

Skill Development and Entrepreneurship by way of assessments under Skill Development Initiative 
( SDI) Scheme; 


9D . services provided by training providers ( Project implementation agencies ) under Deen Dayal 

Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana under the Ministry of Rural Development by way of 
offering skill or vocational training courses certified by National Council For Vocational 
Training." ; 


(iv ) after entry 12, with effect from the 1st March , 2016 , the following entry shall be inserted , namely 


“ 12A . Services provided to the Government, a local authority or a governmental authority by way of 
construction , erection , commissioning , installation , completion , fitting out, repair , maintenance , 
renovation , or alteration of - 


(a ) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for 

commerce, industry, or any other business or profession ; 


(b ) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, ( ii ) a clinical, or ( iii) an art or 

cultural establishment; or 


( c ) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other 

persons specified in the Explanation 1 to clause (44 ) of section 65 B of the said Act; 


under a contract which had been entered into prior to the 1stMarch , 2015 and on which appropriate 
stamp duty , where applicable , had been paid prior to such date: 


provided that nothing contained in this entry shall apply on or after the 1 April , 2020 ;""; 


(v ) in entry 13 , after item (b ), the following items shall be inserted with effect from 1st March , 2016 , namely – 
“ (ba ) a civil structure or any other original works pertaining to the ‘In -situ rehabilitation of 

existing slum dwellers using land as a resource through private participation ’under the 
Housing for All (Urban ) Mission /Pradhan Mantri Awas Yojana, only for existing slum 
dwellers. 


(bb ) 


a civil structure or any other original works pertaining to the ‘Beneficiary -led individual 
house construction / enhancement under the Housing for All (Urban ) Mission /Pradhan 
Mantri Awas Yojana ;” ; 


(vi) in entry 14 , with effect from 1st March , 2016 , 


A . for item (a ), the following shall be substituted , namely : 


“ (a ) 


railways, excludingmonorail and metro ; 


Explanation . The services by way of construction , erection , commissioning or installation of 
original works pertaining to monorail or metro, where contracts were entered into before 1st 
March , 2016 , on which appropriate stamp duty , was paid , shall remain exempt.” . 


B . after item (c ), the following item shall be inserted , namely – 


[ TT II - 205 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


167 


" ( ca ) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved 
by the competent authority under: 
(i) the “ Affordable Housing in Partnership ” component of the Housing for All (Urban ) 

Mission / Pradhan Mantri Awas Yojana ; 
(ii) any housing scheme of a State Government.” . 


(vii) after entry 14 , with effect from the 1st March , 2016 , the following entry shall be inserted , namely 


“ 14A . Services by way of construction , erection , commissioning , or installation of original works 
pertaining to an airport or port provided under a contract which had been entered into prior to 1st 
March , 2015 and on which appropriate stamp duty , where applicable, had been paid prior to such 
date : 


provided that Ministry of Civil Aviation or the Ministry of Shipping in the Government of 
India , as the case may be , certifies that the contract had been entered into before the 1st March , 2015 : 


provided further that nothing contained in this entry shall apply on or after the 1st April , 


2020 ;” ; 


(viii ) in entry 16 , for the words “ one lakh rupees” , the words “ one lakh and fifty thousand rupees” shall be 
substituted ; 


( ix ) in entry 23 , 


( A ) after clause (b ), the following clause shall be inserted with effect from 1st June 2016 , namely , 


“ (bb ) stage carriage other than air -conditioned stage carriage ;""; 


( B ) clause ( c ) shall be omitted ; 


(x ) in entry 26 , after clause (p ), the following clause shall be inserted , namely , 


“ (q ) Niramaya ’ Health Insurance Scheme implemented by Trust constituted under the provisions of 
the National Trust for the Welfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy , Mental Retardation and 
Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999)." ; 


( xi) after entry 26B , the following entry shall be inserted , namely , 


“ 26C . Services of life insurance business provided by way of annuity under the National Pension 
System regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority of India (PFRDA ) under 
the Pension Fund Regulatory And Development Authority Act, 2013 (23 of 2013 );" ; 


(xii) after entry 48 , the following entries shall be inserted , namely , 


“ 49. Services provided by Employees Provident Fund Organisation ( EPFO ) to persons governed 

under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952); 


50 . Services provided by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) to 

insurers under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 (41 of 
1999 ); 


51. Services provided by Securities and Exchange Board of India ( SEBI) set up under the Securities 

and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ) by way of protecting the interests of 
investors in securities and to promote the development of, and to regulate , the securities market; 


52. Services provided by National Centre for Cold Chain Development under Ministry of 

Agriculture , Cooperation and Farmer s Welfare by way of cold chain knowledge 
dissemination ;” ; 


168 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( xiii) 
namely : 


after entry 52 as so inserted , the following entries shall be inserted with effect from 1st June 2016 , 


“ 53 . Services by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India upto the 
customs station of clearance in India .” ; 


(b ) in paragraph 2 , - 


(i) after clause (b ), the following clause shall be inserted with effect from such date on which the Finance 

Bill , 2016 receives assent of the President of India , namely : - 


‘ (ba) 


" approved vocational education course ” means , - 


a course run by an industrial training institute or an industrial training centre affiliated to the 
National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training offering 
courses in designated trades notified under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961); or 


( ii) a Modular Employable Skill Course , approved by the National Council of Vocational Training, 

run by a person registered with the Directorate General of Training , Ministry of Skill 
Development and Entrepreneurship ;”; 


(ii ) for clause (oa ), the following shall be substituted with effect from such date on which the Finance Bill , 

2016 , receives assent of the President of India, namely : - 


(oa ) “ educational institution ” means an institution providing services by way of: 


(i) pre -school education and education up to higher secondary school or equivalent; 


(ii) education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognised by any law for the 

time being in force ; 


( iii ) education as a part of an approved vocational education course;" ; 


( iii ) after clause ( zd ), the following clause shall be inserted, namely : 


( zdd ) " senior advocate has the meaning assigned to it in section 16 of the Advocates Act, 1961 (25 
of 1961); 


Save as otherwise provided in this notification , this notification shall come into force on the 1st of April, 2016 . 

[[F. No.334 /8 /2016 - TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification No. 25 /2012 - 
Service Tax, dated the 20th June , 2012 , vide number G . S . R . 467 (E ), dated the 20thJune , 2012 and last amended vide 
notification number 07 /2016 - Service Tax , dated the 18th February , 2016 vide number G .S . R . 184 (E ), dated the 18th 
February , 2016 . 


अधिसूचना 
te faraft , arra 1 HTE , 2016 


F . 10 /2016 -hat pe 


HT.FT.A . 258(3 ). — Storsta pare , fara sfafafura , 1994 ( 1994 Ft 32) & ETT 94 ft 34-ERT (2) Æ CE (7 ) TT DE 
( जजज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कराधान बिन्दु नियम , 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
da , 371 :-- 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


169 


1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कराधान बिन्दु (संशोधन) नियम , 2016 है । 


( 2) इन नियमों में जैसा उप- बंधित है उसके सिवाय 1 मार्च, 2016 को प्रवृत्त होंगे । 


2. कराधान बिन्दु नियम , 2011 में ,-- 


( क) वित्त अधिनियम , 2016 के प्रवृत्त होने की तारीख से , आरंभिक पैरा में , “ वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की " 
शब्दों , कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् “धारा 67क की उप -धारा ( 2 ) तथा " शब्द , अंक , अक्षर और कोष्ठक अंत :स्थापित किए 
जाएंगे । 


( 2) नियम 5 में , खंड ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत :स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् :-- 


" स्पष्टीकरण 1. — ये नियम सेवाओं पर नए उद्ग्रहण की दशा में यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे । 


स्पष्टीकरण 2. – ऊपर विनिर्दिष्ट से भिन्न सभी मामलों में नया उद्गहण या कर संदेय होगा । 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016 -टीआरयू ] 

के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 18/ 2011 - सेवा कर , तारीख 1 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, उप -खंड (i) में 
अधिसूचना सा . का . नि . 175( अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 13/ 2014- सेवा कर , तारीख 11 
जुलाई , 2014, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप -खंड (i) में अधिसूचना सं . सा . का . नि . 482( अ ) तारीख 11 जुलाई , 
2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 10/ 2016 - Service Tax 
G .S . R . 258 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) and clause (hhh ) of sub - section (2 ) of 
section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the Point of Taxation Rules , 2011, namely : 
1. (1 ) These rules may be called the Point of Taxation ( Amendment) Rules, 2016 . 

( 2 ) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of March , 2016 . 


2. Inthe Point of Taxation Rules, 2011 , 


( 1) in the opening paragraph, after the words “ powers conferred under” , the word , letters and signs “ sub -section ( 2 ) 

of section 67A and” shall be inserted with effect from the date of enforcement of the Finance Act, 2016 . 


(2 ) in rule 5 , after clause (b ), the following explanations shall be inserted , namely , 


“ Explanation 1.- This rule shall apply mutatis mutandis in case of new levy on services. 
Explanation 2 .- New levy or tax shall be payable on all the cases other than specified above.” . 


[ F. No . 334/ 8/ 2016 -TRU ] 

K . KALIMUTHU , Under Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section 
(i), vide notification No . 18 /2011 – Service Tax, dated the 1st of March , 2011 vide number G . S . R . 175 ( E ) dated the 1st 
of March, 2011 and last amended vide notification No . 13 / 2014 - Service Tax dated 11th July, 2014 published inthe 
Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub- section (i), by number G .S . R . 482 (E ), dated the 11th July , 2014 . 


170 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 11/ 2016 - सेवा कर 


सा . का. नि. 259( अ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 93 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर लोक हित में ऐसा करना आवश्यक 
है, उक्त अधिनियम की धारा 66ङ के साथ पठित धारा 66ख के अधीन सेवाकर के रूप में उदग्रहणीय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसी सेवा कहा गया है) के संबंध में सेवा जब ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अधीन मीडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा मीडिया कहा 
गया है ) पर अभिलिखित है जिस पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) या इसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, ऐसे मीडिया के पैकेज जिस पर खुदरा विक्रय कीमत घोषित है , 
निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए संपूर्ण सेवा कर से छूट देती है कि -- 

(i) यथास्थिति , घरेलू उत्पादित या आयातित ऐसी मीडिया के पैकेज का , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क का उदग्रहण करने या आयातित 
है तो , सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51) की धारा 3 की उप - धारा ( 1) के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त सीमा - शुल्क 
के प्रयोजनों के लिए, मूल्य का अवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 4क के अधीन किया गया है , 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा मूल्य कहा गया है); और 

(ii) ( क ) भारत में विनिर्मित ऐसे मीडिया की बाबत ऐसे मूल्य पर उत्पाद- शुल्क का समुचित शुल्क विनिर्माता, अनुलिपित्र या 
ऐसे साफ्टवेयर का प्रतिलिप्यधिकार धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा संदाय किया गया है ; या 


( ख ) भारत में आयातित ऐसे मूल्य पर , सीमा - शुल्क के समुचित शुल्क , जिसके अंतर्गत सीमा - शुल्क का अतिरिक्त शुल्क भी है, 
का संदाय ऐसे मीडिया की बाबत आयातकर्ता द्वारा किया गया है ; 


( iii ) ऐसी सेवा से संबंधित बीजक पर सेवा प्रदाता द्वारा की गई घोषणा की ऐसे मीडिया पर घोषित खुदरा विक्रय कीमत 
से अधिक कोई रकम उपभोक्ता से वसूल नहीं की गई है । 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पद, -- 


(i) 


"उत्पाद- शुल्क का समुचित शुल्क " का अभिप्राय केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 3 और 
उक्त केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उप -धारा ( 1) के उपबंध के अनुसार जारी तत्समय प्रवृत्त 
अधिसूचना के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद - शुल्क होगा ; और 


" समुचित सीमा - शुल्क " का अभिप्राय सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 12 और सीमा- शुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) के किसी उपबंध और उक्त सीमा - शुल्क अधिनियम की धारा 25 की उप -धारा 
( 1) के उपबंध के अनुसार जारी तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के अधीन उदग्रहणीय सीमा - शुल्क होगा । 

[ फा . सं. 334/8/ 2016-टीआरयू] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No. 11/ 2016 - Service Tax 
G .S .R . 259 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 93 of the Finance Act , 
1994 ( 32 of 1994 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do, hereby exempts service in relation to Information Technology Software 
(hereinafter referred to as such services) leviable to service tax under section 66B read with section 66E of the said Act 
when such Information Technology Software is recorded on a media (hereinafter referred to as such media ) under 


[ TT II - 005 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


171 


Chapter 85 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), on which it is required , under the 
provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010 ) or the rules made thereunder or under any other law for the 
time being in force , to declare on package of such media thereof, the retail sale price , from whole of the service tax 
subject to the condition that 


(i) the value of the package of such media domestically produced or imported , for the purposes of levy of the 
duty of central excise or the additional duty of customs leviable under sub -section ( 1) of section 3 of the Customs 
Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), if imported , as the case may be , has been determined under section 4A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) (hereinafter referred to as such value ); and 


( ii ) (a ) the appropriate duties of excise on such value have been paid by the manufacturer, duplicator or the 

person holding the copyright to such software , as the case may be , in respect of such media manufactured in 
India ; or 


(b ) the appropriate duties of customs including the additional duty of customs on such value , have been paid 
by the importer in respect of such media which has been imported into India ; 


( iii) a declaration made by the service provider on the invoice relating to such service that no amount in excess of 
the retail sale price declared on such media has been recovered from the customer. 


Explanations. - For the purpose of this notification , the expression , 


(i) “ appropriate duties of excise” shall mean the duties of excise leviable under section 3 of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944 ) and a notification , for the time being in force , issued in accordance with the provision of sub - section 
(1) of section 5A of the said Central Excise Act; and 


( ii ) “ appropriate duties of customs” shall mean the duties of customs leviable under section 12 of the Customs Act , 
1962 (52 of 1962) and any of the provisions of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) and a notification , for the 
time being in force, issued in accordance with the provision of sub -section ( 1) of section 25 of the said Customs Act. 


[F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy. 


अधिसूचना 
The facett , 1 HTF, 2016 


FT. 12/2016 -hat of 


NT.A . A . 260 ( 31 ). — ist gefore , fast of ATH , 1994 ( 1994 $ T 32) FT ETT 93 34 -ERT ( 1) Tefta erfitt for 
प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, 
34-CE (1) # , 1.5 .A . FO 474 (27), arta 20 T, 2012 ERT yehifra pra paregg Part 1 (276469 Part ) 
farhat FO 32 /2012 -79T te, arta 20 Ta , 2012 ĦAararea site FIT&TT DRA È,zef :-- 


1. 37 


T4 AT # ,-- 


(1 ) ir 1979 


RT # ,-- 


172 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( क ) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-- 


" या जैव प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के अधीन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जैव 
इन्क्यु बेटर,": 


( ख ) शर्त 1 और शर्त 2 में , " या प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्युबेटर " शब्द और अक्षरों के पश्चात् " जैव - इन्क्युबेटर " शब्द अंतःस्थापित किए 
जाएंगे; 


( 2) प्ररूप 1 में ,-- 


( क ) शीर्षक में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क " शब्द के पश्चात् " या जैव - इन्क्युबेटर " शब्द जोड़े जाएंगे ; 


( ख ) मद ( क ) में , "पार्क " शब्द के पश्चात् "/ जैव- इन्क्युबेटर " चिन्ह और शब्द अंत :स्थापित किए जाएंगे ; 


( 3) प्ररूप 2 में ,-- 


( क ) शीर्षक में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क " शब्द के पश्चात् "/ जैव - इन्क्युबेटर " चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 


( ख ) क्रम सं0 4 में , "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क ( इन्क्युबेटर ) " शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
उद्यमता पार्क ( इन्क्युबेटर/ जैव - इन्क्युबेटर)" शब्द, कोष्ठक और चिन्ह रखे जाएंगे । 


2. ये अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं . 334 / 8/ 2016 -टीआरयू 


के. कालिमुत्तु, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 32/2012- सेवा कर, तारीख 20 जून , 2012, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप -खंड (i) 
में अधिसूचना सा . का . नि . 474( अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No . 12 /2016 ;Service Tax 


G . S. R. 260 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 93 of the Finance Act , 
1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue) No. 32 /2012 -Service Tax , dated the 20th June , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i) vide number G .S . R . 474 (E ), dated the 20th June, 2012 , namely : 


1. In the said notification , 


(1) in the opening paragraph , 


(a ) after the words “ Department of Science and Technology, Government of India ” , the following words shall 

be inserted , namely : 


“ or Bio -incubators recognised by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, under 
Department of Biotechnology , Government of India ,” ; 


(b ) in conditions 1 and 2 , after the words and letters “ or the TBI” , the words “ or the Bio - incubator ” shall be 

inserted ; 


( 2 ) in Format- I, 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


173 


( a ) inthe heading, afterthe word and letters “the STEP ", the words for the Bio -Incubator " shall be added ; 


(b ) in item (a ), after the word “ Park ” , the words and signs " /Bio - incubator” shall be inserted ; 


(3 ) in Format -II, 


( a ) in the heading, after the letters “STEP ",the signs and words “/the Bio -Incubator " shall be inserted ; 


( b ) in serial number 4 , after the letters, brackets and word " STEP (incubator ) ", the signs and words "/the Bio 

incubator " shall beinserted . 


2 . This notification shall come into force on the 1st of April, 2016 . 


[ F. No . 334 / 8 / 2016 - TRU ] 

K. KALIMUTHU, Under Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section 
(i), by notification No. 32/2012 - Service Tax dated the 20th June, 2012 vide number G .S . R . 474 ( E ) dated the 20th June , 
2012. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 13/ 2016- सेवा कर 


सा . का . नि . 261 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और अधिसूचना सं0 12/ 2014- सेवा कर , तारीख 11 जुलाई , 2014 को , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड ( 3) , 
उप - खंड (i) में , सा . का . नि . सं . 482 ( अ), तारीख 11 जुलाई , 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी , को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते 
हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ ( 2) में उल्लिखित परिस्थिति में 
सेवा - कर के रूप में किसी रकम के संदाय में विलंब के लिए उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित वार्षिक साधारण 
ब्याज की दर को नियत करती है :-- 


सारणी 


क्रम सं . 


साधारण ब्याज की दर 


( 1 ) 


( 3 ) 


24 प्रतिशत 


परिस्थिति 

( 2 ) 
सेवा कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण, किन्तु इस प्रकार संगृहित 
रकम को , उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको ऐसा संदाय शोध्य 
हो जाता है, केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहने 
पर 
ऊपर क्रम संख्यांक 1 के अधीन आने वाली परिस्थितियों से भिन्न 


15 प्रतिशत 


2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है । 

[ फा . सं . 334/8/ 2016-टीआरयू] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

___ No. 13/ 2016 Service Tax 
G .S . R . 261(E ). — In exercise of the powers conferred by section 75 of the Finance Act, 1994 (32 of 
1994 ) and in supersession of the notification No. 12 /2014 -Service Tax , dated the 11th July , 2014 , published in the 
Gazette of India, Extraordinary , vide number G .S. R . 482 (E ), dated the 11th July , 2014 , except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby , for delayed payment of any amount as 


174 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( )] 


service tax in the situation mentioned in column ( 2 ) of the Table below , fixes the rate of simple interest per annum 
mentioned in the corresponding entry in the column (3 ) of the said Table : 


Situation 


Rate of simple interest 


Serial 
Number 


( 1 ) 


( 3 ) 


24 per cent. 


( 2 ) 
Collection of any amount as service tax but failing to pay the amount 
so collected to the credit of the Central Government on or before the 
date on which such payment becomes due . 


2. 


Other than in situations covered under serial number 1 above . 


15 per cent. 


2 . This notification shall come into force on the day the Finance Bill, 2016 receives the assent of the President. 


[ F. No . 334/ 8/ 2016 -TRU] 
K . KALIMUTHU , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 


सं . 14/ 2016 - सेवा कर 


प्रय 


सा . का .नि . 262( अ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32) की धारा 73ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 8/2006-सेवाकर , तारीख 19 अप्रैल, 2006 जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा0का0नि0 224( अ ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन 
करती है, अर्थातः 


उक्त अधिसूचना में , " अठारह प्रतिशत " शब्दों के स्थान पर, " पन्द्रह प्रतिशत " शब्द रखे जाएंगे । 
2. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसको वित्त विधेयक , 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है । 

[ फा . सं. 334/8/ 2016 -टीआरयू ] 

के. कालिमुत्तु, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सा . का .नि . 224( अ) तारीख 19 अप्रैल , 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में , अधिसूचना सं0 
8/ 2006 -सेवा कर , तारीख 19 अप्रैल , 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 15/ 2011- सेवा कर , तारीख 1 मार्च, 2011 
द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . 172 ( अ ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई 
थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 14 /2016 Service Tax 
G . S. R. 262( E ). - In exercise of the powers conferred by section 73B of the Finance Act, 1994 ( 32 of 
1994 ), the CentralGovernment hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 8 /2006 - Service Tax , dated the 19th April, 2006 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , vide number G .S . R . 224 (E ), dated the 19th April, 2006 , namely: 

In the said notification , for the words “ eighteen per cent.” , the words " fifteen per cent.” shall be substituted . 
2 . This notification shall come into force on the day the Finance Bill , 2016 receives the assent of the President. 

[ F. No. 334/ 8/ 2016 - TRU] 
K . KALIMUTHU , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


175 


Note : The principal notification No. 8 /2006 - Service Tax , dated the 19th April, 2006 was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , vide number G . S . R . 224 ( E ), dated the 19 " April , 2006 and last amended by notification No. 
15 /2011- Service Tax , dated the 1st March , 2011, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section (i) vide number G .S . R . 172 ( E ), dated the 1st March , 2011. 


रात्र 


त 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 

सं . 15/ 2016- सेवा कर 
सा. का.नि. 263 (अ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2015 ( 2015 का 20 ) की धारा 107 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल , 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त खंड के उपबंध प्रवृत्त होंगे । 

[ फा. सं. 334 /8/2016-टीआरयू] 

के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No . 15 /2016 Service Tax 
G . S. R . 263(E ). — In exercise of the powers conferred byclause (h ) of section 107of the Finance Act, 2015 (20 of 
2015 ), the Central Government hereby appoints 1st day of April, 2016 , as the date on which the provision of said 
clause shall come into force . 

[ F. No.334/ 8/ 2016 -TRU ] 
K. KALIMUTHU, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 16/ 2016 - सेवा कर 


रा प्रदत्त 


सा. का.नि . 264( अ). केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 68 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 1 अप्रैल , 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना सं0 07/2015-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा0का0नि0 161 (अ ), 
तारीख 1 मार्च, 2015 में प्रकाशित हुई थी , के पैरा 1 के उपपैरा (i) के खंड ( ख ) के उपबंध प्रवृत्त होंगे । 

[ फा . सं . 334/8/ 2016-टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March, 2016 

No . 16 /2016 Service Tax 
G . S . R . 264 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 68 of the Finance Act, 
1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government, hereby appoints 1st day of April , 2016 as the date from which the 
provisions ofclause (b ) of sub -paragraph (i) of paragraph 1of the notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Revenue ) No . 07 /2015 – Service Tax , dated the 1st March , 2015 , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , vide number G . S . R . 161( E ) , dated the 1stMarch , 2015, shall come into force. 

[ F. No . 334/ 8/ 2016 - TRU] 
K .KALIMUTHU , Under Secy. 


176 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016 

सं . 17/ 2016- सेवा कर 
सा .का. नि . 265 (अ). - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 94 की उप -धारा (2) के साथ 
पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल , 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 05/ 2015- सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2015 के , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण में सा . का . नि . 159( अ), तारीख 1 मार्च, 2015 में प्रकाशित हुई थी , के पैरा 2 के उपपैरा ( क) के खंड (iii) के उप - खंड ( 2) के 
उपबंध प्रवृत्त होंगे । 

[ फा . सं . 334/8/ 2016 -टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 17 /2016 Service Tax 
G .S . R . 265 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with sub - section (2 ) of section 
94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby appoints 1st day of April, 2016 as the date 
from which the provisions of sub - clause (II ) of clause (iii) of sub -paragraph (a ) of paragraph 2 of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05 / 2015 – Service Tax , dated the 1st 
March , 2015 , published in the Gazette of India, Extraordinary , vide number G . S .R . 159 ( E ), dated the 1st March , 2015 , 
shall come into force . 

[ F. No.334/8/ 2016 -TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 


सं . 18/ 2016 - सेवा कर 


सा . का . नि . 266( अ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32) की धारा 68 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 30/ 2012- सेवा कर , तारीख 20 जून , 
2012 में , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 उप - खंड (i) में सा . का . नि . 472( अ ), तारीख, 20 जून , 2012 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

1 . उक्त अधिसूचना में , 
( क ) पैरा 1 के खंड ( अ ) में ,-- 


(i) उप - खंड ( झख ) का लोप किया जाएगा ; 


( ii ) उप - खंड ( झग ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - खंड रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


“( झग ) लाटरी (विनियमन ) अधिनियम , 1998 ( 1998 का 17) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के 
किसी लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को किसी रीति में किसी लाटरी के संबंध में लाटरी की टिकटों 
को किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए 
सहमति ; "; 


( iii ) उप -खंड (iv ) में मद संख्या ( आ ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् 


“ ( आ ) विधिक सेवाओं के माध्यम द्वारा अधिवक्ताओं की कोई फर्म या वरिष्ठ एडवोकेट से भिन्न कोई अन्य 
व्यष्टिक अधिवक्ता , या ; "; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


177 


( ख) पैरा 2 की सारणी में ,-- 


(i) क्रम सं . 1ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


(ii ) क्रम सं . 1ग के सामने स्तंभ 2 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , 
अर्थात् :-- 


“ लाटरी (विनियमन ) अधिनियम , 1998 ( 1998 का 17) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के किसी 
लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को किसी रीति में किसी लाटरी के संबंध में लाटरी की टिकटों को 
किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए 
सहमति के संबंध में ; 


( iii ) क्रम सं . 5 के सामने स्तंभ 2 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , 
अर्थात् :-- 


“विधिक सेवाओं के माध्यम द्वारा अधिवक्ताओं की कोई फर्म या वरिष्ठ एडवोकेट से भिन्न कोई अन्य 
व्यष्टिक अधिवक्ता के संबंध में ; "; 


(iv ) क्रम सं . 6 के सामने स्तंभ 2 में , " सहायक सेवाओं के माध्यम से " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं . 334 / 8/ 2016-टीआरयू] 


के . कालिमुत्तु, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 30 / 2012- सेवा कर , तारीख 20 जून , 2012 जो भारत के राजपत्र , असाधारण में सा . का . नि . 472( अ), 
तारीख 20 जून , 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं . 7/2014- सेवा कर , तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा 
सा . का . नि . 161 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

___ No . 18/ 2016 Service Tax 
G .S .R . 266 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 68 of the Finance Act, 
1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 30 /2012 -Service Tax , dated the 20th June , 
2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S .R . 472 (E ) , 
dated the 20th June, 2012, namely : 
1 . Inthe said notification, 
( a) in paragraph I, in clause ( A), 

(i) sub -clause ( ib ) shall be omitted ; 
( ii) for sub - clause ( ic), the following shall be substituted , namely: 

“ ( ic ) provided or agreed to be provided by a selling or marketing agent of lottery tickets in relation to 
a lottery in any manner to a lottery distributor or selling agent of the State Government under the 

provisions of the Lottery (Regulations ) Act, 1998 (17 of 1998 );" ; 
( iii) in sub -clause ( iv ), for item (B ), the following shall be substituted , namely: 

“ (B ) a firm of advocates or an individual advocate other than senior advocate , by way of legal 

services, or” ; 
(b ) in paragraph ( II ), in the TABLE , 

(i) Sl. No. 1B and the entries relating thereto shall be omitted ; 


178 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( ii ) against Sl. No. 1C , for the entry under column (2 ), the following shall be substituted , namely : 
“ in respect of services provided or agreed to be provided by a selling or marketing agent of lottery tickets in 
relation to lottery in any manner to a lottery distributor or selling agent of the State Government under the 
provisions of the Lottery ( Regulations) Act, 1998 ( 17 of 1998 )" ; 


(iii ) against Sl. No . 5 , for the entry under column ( 2 ), the following shall be substituted , namely : 
“ in respect of services provided or agreed to be provided by a firm of advocates or an individual advocate 
other than a senior advocate by way of legal services” ; 


( iv ) 


against Sl. No. 6 , in column (2 ), the words “ by way of support services” shall be 


omitted . 


2 . This notification shall come into force on the 1stday of April, 2016 . 


[ F. No . 334/ 8/ 2016 - TRU] 
K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary , vide notification No. 30 /2012 - 
Service Tax, dated the 20thJune, 2012, vide number G .S .R . 472 (E ), dated the 20th June , 2012 and last amended vide 
notification No . 7 /2015 - Service Tax , dated the 1st March , 2015 vide number G .S . R . 161( E ), dated the 1st March , 2015 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 2016 
सं . 19/ 2016- सेवा कर 


सा . का . नि . 267( अ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32) की धारा 94 की उप - धारा ( 2) के साथ 
पठित उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सेवा कर नियम , 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है , अर्थात् : -- 


1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन ) नियम , 2016 है । 


( 2 ) ये नियम 1 अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त होंगे । 


2. सेवा कर नियम , 1994 में ,-- 


( 1) नियम 2 के उपनियम ( 1) के खंड ( घ ) के खंड (i) में ,-- 


( क ) मद (घ ) में , उपमद (II) के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


"(II ) अधिवक्ताओं की कोई फर्म या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यष्टिक अधिवक्ता , विधिक सेवाओं के माध्यम से "; 


( ख ) मद ( ङङक ) का लोप किया जाएगा ; 


( 2) नियम (6) में ,-- 


(i) उपनियम ( 1 ) में ,-- 


( क ) पहले परंतुक में , “ कोई व्यष्टि अथवा स्वामित्व फर्म या भागीदारी फर्म है " शब्दों के स्थान पर , निम्नलिखित शब्द 
अंत : स्थापित किए जाएंगे ,-- 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


179 


“निर्धारिती एक व्यक्ति कंपनी है, जिसकी एक या अधिक परिसरों से प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का सकल मूल्य 
पूर्व वित्त वर्ष में पचास लाख रुपए या उससे कम है या निर्धारिती कोई व्यष्टिक या संपातिक फर्म या भागीदारी फर्म या 
हिन्दू अविभक्त कुटुंब है"; 


( ख ) तीसरे परंतुक में , “ व्यष्टिकों और भागीदारी फर्म के मामले में " शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, 
अर्थात् :-- 


" ऐसे व्यष्टिकों, भागीदार फर्मों और एक व्यक्ति कंपनियों के मामले में " ; 


( ii ) उपनियम ( 4) में , “केंद्रीय उत्पाद - शुल्क ( संख्या 2) नियम , 2001" शब्दों , कोष्ठक और अंकों के स्थान पर “केंद्रीय उत्पाद शुल्क 
नियम , 2002" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 


(ii ) उपनियम (7क) में , खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 


___ "( क ) उपर्युक्त (i) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिकी पालिसी की दशा में पालिसी धारक से एकल प्रीमियम का 1. 4 
प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा ;"। 


( 3) नियम 7 में ,-- 


(i) उपनियम ( 3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 


“ ( 3क ) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक निर्धारिती, उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी, 
जिससे विवरणी संबंधित है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में , जो केंद्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमा - शुल्क बोर्ड द्वारा राजपत्र में , 
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के 30 नवंबर तक प्रस्तुत करेगा । 


( उख ) केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन रहते हुए , अधिसूचना द्वारा निर्धारिती या निर्धारितियों के वर्ग को , 
विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनसे उपनियम ( 3क) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।"; 


(ii ) उपनियम ( 4) में , “ उपनियम ( 2 )" शब्दों , कोष्ठक और अंक के स्थान पर , “ उपनियम ( 2) और उपनियम ( 3क )” शब्द , कोष्ठक , 
अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


( 4) नियम 7ख को उसके उपनियम ( 1) के रूप में पुन : संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन : संख्यांकित उपनियम ( 1) के 
पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


"( 2) कोई निर्धारिती जिसने नियत तारीख तक नियम 7 के उपनियम ( 3क ) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी फाइल की है, उक्त 
वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।"। 


( 5) नियम 7ग को उसके उपनियम ( 1 ) के रूप में पुन : संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन : संख्यांकित उपनियम ( 1 ) के 
पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


“(2) जहां नियम 7 के उपनियम ( 3क ) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी किसी निर्धारिती द्वारा नियत तारीख के पश्चात् फाइल 
की जाती है तो निर्धारिती केंद्रीय सरकार को ऐसी विवरणी फाइल करने में विलंब की अवधि के लिए प्रत्येक दिन के लिए 100/ 
रुपए की दर से संगणित रकम का बीस हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्यय करेगा । "। 


[ फा . सं . 334/ 8/ 2016-टीआरयू ] 


के . कालिमुत्तु , अवर सचिव 


180 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


feuqur : 457 TLEHT ŠO 2/ 94- fat pe , arta 28 T , 1994 HRS Ă 276797 , 3TITERU , HUT II , CE 3, 34 - 65 (i) # 
etferican H . . . 546 (27 ) arte 28 T , 1994 ERT YANG TEBA BETETAT . 27/ 2015-09T #re , arta 18 
facice , 2016 , AT. . . 987 ( 37 ) arte 18 fatice , 2016 GRT teholferat afat eft , sifah ar HPTTfera eft te of 1 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st March , 2016 

No. 19 /2016 Service Tax 
G . S . R . 267( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with sub -section (2 ) of section 
94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend 
the Service Tax Rules, 1994 , namely : 


( 1 ) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2016 . 


(2 ) These rules shall come into force on the 1st day of April, 2016 . 


2 . In the Service Tax Rules, 1994 , 


(1 ) in rule 2 , in sub - rule (1), in clause (d ), in sub -clause(i), 


( a) initem (D ), for sub - item ( II ),the following shall be substituted , namely: 


“-( II ) a firm of advocates or an individual advocate other than a senior advocate by way of legal services” ; 


(b ) item (EEA ) shall be omitted ; 


( 2 ) in rule 6 , 


(i) in sub -rule ( 1 ), 


(a ) in the first provisio , for the words “ assessee is an individual or proprietary firm or partnership 
firm ” , the following shall be substituted , 


“ assessee is a one person company whose aggregate value of taxable services provided from 
one or more premises is fifty lakh rupees or less in the previous financial year, or is an 
individual or proprietary firm or partnership firm or Hindu Undivided Family ” ; 


(b ) in the third provisio , for the words “ in case of individuals and partnership firms whose” , the 
following words shall be substituted ,- 


" in case of such individuals, partnership firms and one person companies whose” ; 


( ii )in sub -rule (4 ), for the words, brackets and figures “ Central Excise (No. 2 ) Rules, 2001 ” , the words 
and figures “ Central Excise Rules, 2002 ” shall be substituted ; 


( iii) insub - rule (7A ), after clause (i), the following clause shall be inserted , namely: 


" (ia ) in case of single premium annuity policies other than (i) above, 1.4 per cent. of the single 
premium charged from the policy holder ;""; 


( 3 ) 


in rule 7 , 


(i) after sub -rule (3 ), the following sub -rules shall be inserted , namely: 


“ ( 3A ) Notwithstanding anything contained in sub - rule (1 ), every assessee shall submit an annual 
return for the financial year to which the return relates, in such form and manner as may be specified 
in the notification in the Official Gazette by the Central Board of Excise and Customs, by the 30th day 
of November of the succeeding financial year; 


[ TT II - QU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


181 


( 3B ) The CentralGovernmentmay, subject to such conditions or limitations, specify by notification 
an assesse or class of assesses who may not be required to submit the annual return referred to in sub 
rule (3A )." ; 


( ii) in sub -rule (4 ), for the words, brackets and figure “ sub -rule (2 )" , the words, brackets , 
figures and letter “ sub - rules (2 ) and ( 3A )” shall be substituted; 


(4 ) rule 7B shall be renumbered as sub -rule ( 1) thereof, and after sub -rule (1) as so renumbered , the 
following sub - rule shall be inserted , namely: 


“ (2 ) An assessee who has filed the annual return referred to in sub -rule ( 3A ) of rule 7 by the due date 
may submit a revised return within a period of one month from the date of submission of the said 
annual return .” ?; 


(5 ) rule 7C shall be renumbered as sub -rule ( 1 ) thereof, and after sub -rule (1 ) as so renumbered , the 
following sub -rule shall be inserted , namely : 


" (2 ) Where the annual return referred to in sub -rule (3A ) of rule 7 is filed by the assessee after the 
due date , the assessee shall pay to the credit of the Central Government, an amount calculated at the 
rate of one hundred rupees per day for the period of delay in filing of such return , subject to a 
maximum of twenty thousand rupees.” . 


[ F . No. 334 /8 /2016 - TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy. 


Dazette of India maher G.S.R.346 (E),dated the 281"June, 1994 anu 
dated the 28 " June, 1994 videnumber . .... 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (i) by 
notification No. 2 /94 - Service Tax , dated the 28 " June , 1994 videnumber G .S . R . 546 ( E ), dated the 28 " June , 1994 and 
last amended vide notification No. 27 /2015 - Service Tax, dated the 18th December , 2015vide number G .S .R . 987 (E )., 
dated the 18th December, 2015 . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


